


जुज़ रफ़उल यदैन 


इमाम बुखारी रह. की 
और 


जुज़ रफ़उल यदैन 
अल्लामा अश्शैख़ तक्रीयृहीन रह. की 


सम्पादन 
ख़ालिद गरजाखी 


ड़ जुज़ रफ़उल यदैन 


विषय सूची 


ह. सं. क्या? कहां? 
भूमिका 8 
नाम किताब :  जुज़ रफ़युल यदैन रफ़अ यदैन पर सहाबा का इज्माअ ४ को 2 
रफ़अ यदैन न करने की दलीलों का विशलेषण I5 
लेखक : ` इमाम बुखारी अंतिम नमाज़ तक रफ़अ यदैन 9] 
प्रकाशन srs. Br रफ़अ यदैन में मसलकों का मतभेद 29 
संख्या ' भूमिका इमाम बुखारी रह. 55 
i l. हज़रत अली रज़ि. की हदीस 97 
ज़ेरे निगरानी सैयद शौकत सलीम सतरह सहाबा रज़ि. का बयान 38 
कम्पोजिंग , सहाबा रज़ि. का इज्माअज 39 
सहाबा के शागिदों का अमल 40 
कोमात | १. इनब्ने उमर रज़ि. की हदीस सालिम के वास्ते से 46 
इमाम अली बिन मदीनी रह. का फैसला 47 
3-6. अबू हुमैद साज़िदी की हदीस 47 
7. मालिक बिन हुवैरिस की हदीस 49 
. हज़रत अनस रज़ि. की हदीस | 49 
9. हज़रत अली रज़ि, की एक और हदीस 49 
0. वाइल बिन हिज्र रज़ि. की हदीस 50 
।।. हज़रत अली रज़ि. से सिर्फ़ पहली रफ़अ यदैन और 
उसका जवाब 50 
।2,23. इब्ने उमर रज़ि. की हदीस और अमल सालिम के 
वास्ते से 52 
4,]5. इब्ने उमर रज़ि. की हदीस और अमल नाफ़ेअ के 
वास्ते से । 58 


6. इब्ने उमर रज़ि. का बेअस्ल असर रफ़अ यदैन न 





K.-T 4 5 जुज़ रफ़उल यदैन 
करने में 54 और जिसमें दूसरी को नकारा है वह सही नहीं 66 
।7. उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रह, का वाक़िआा 55 37,38. जाबिर बिन समुरह की हदीस 66 
मुहम्मद बिन यूसुफ़ सुन्नत छोड़ने वाले को देश से इससे रफ़अ यदैन न करने की दलील लेना जिहालत है 66 
निकाला करते 55 9. सईद बिन जुबैर रह. का कहना यह नमाज़ की ज़ीनत है68 
सुलैमान ने राय वाले को फ़त्वे से रोक दिया 59 40. इब्ने उमर रज़ि, की हदीस नाफ़ेअ के वास्ते से 68 
8. इन्ने अब्बास रज़ि., इब्ने जुबैर रज़ि., जाबिर रज़ि, और 56 इमाम साहब रह. के उस्ताद रफ़ यदैन करते थे 69 
अबू सईद रज़ि, का अमल < किसी सहाबी से रफ़अ यदैन छोड़ना साबित नहीं 69 
।9. अबू हुरैरह रज़ि. की हदीस 56 4।. हसन और इब्ने सीरीन रह. या इब्ने शिहाब का अमल 69 
20. हज़रत अनस रज़ि, का अमल 56 42. इब्ने उमर रज़ि, की और हदीस सालिम के वास्ते से १0 
2]. हज़रत ड्ब्ने अब्बास रज़ि, का अमल 57 इब्ने मुबारक का मसलक और नसीहत 70 
११, हज़रत अबू हुरैरह रिज़, का अमल 57 43,44 इब्ने उमर रज़ि, की नवउमरी का एतिराज़ और जवाब 70 
2३. वाइल बिन हिज्र की एक और हदीस - 45. हज़रत वाइल पर शहज़ादगी का बे वजह एतिराज़ 72 
१4,१5. हज़रत उम्मे दरदा रज़ि, का अमल 57 इब्ने मसऊद रज़ि., बरा रज़ि. और जाबिर रज़ि. की 
सहाबा की औरतें भी उनसे ज्यादा आलिमा थीं 58 हटीसों की गलत व्याख्या 7g 
26. इब्ने उमर रज़ि- की हदीस मुहारिब बिन वाइल के अहले सुन्नत और अहले बिदअत की तारीफ़ 73 
वास्ते से 55 46. हदीस ७5५ ५ ५ ९४ 74 
१7, वाइल की एक और बहस ॒ 58 इलम वाले कीन लोग हैं 74 
छह सहाबा रज़ि, से और ज्यादा सुबूत “कु अबू हनीफ़ा रह. और इब्ने मुबारक रह, का मुनाज़िरह 74 
१8. तीन अब्दुल्लाह सहाबी का अमल ताऊस के वास्ते से 59 47, इब्मे उमर रज़ि, की और हदीस सालिम के वास्ते से 75 
हदीस नं, 6 का और जवाब 60 48. इब्ने उमर रज़ि, का अमल मुहारबि के वास्ते से 75 
१9,30. रफ़अ यदैन पर सहाबा का इज्माञ 00 49. इब्ने उमर रज़ि, की हदीस सालिम के वास्ते से 76 
५]. वाइल की हदीस कपड़ों के अन्दर से रफ़अ यदेन करना6! 50. इब्मे उमर रज़ि. का अमल अबुज्जुबैर के वास्ते से 76 
इस हदीस में भी सहाबा के इज्माअ का ज़िक्र 6] 5।-53. इब्ने उमर रज़ि, की हदीस नाफ़ेअ के वास्ते से 76 
४9, इब्ने मसऊद रज़ि. की हदीस पहली रफ यदैन वाली 62 54,55. मालिक बिन हुबैरिस रज़ि. की हदीस 77 
और दूसरी रफ़ञ्ज यदैन का ज़िक्र नहीं 62 56. इब्ने अब्बास रज़ि, का अमल 77 
५3, इब्ने मसऊद रज़ि. की सही हदीस रफ़अ यदैन में और 63 ४7. अबू हुरैरह का अमल नाफ़ेज के वास्ते से 78 
हज़रत सञ्जद रज़ि, की पुष्टि SF 58. अबू हुँररह का अमल 78 
५4,३5. हज़रत बरा रज़ि, की हदीस रफ़अ यदैन न करने में 64 59, नोअमान बिन अब्बास रफ़अ यदैन नमाज़ की ज़ीनत 78 


86. जिसमें दूसरी रफ़ज यदैन का ज़िक्र नहीं 65 60. क्रासिम बिन मुखमैरह का कथन | 78 


2 RMN SUT Jen Ut वशनमल कल 6 MS NRCS. » श्न 





No PN सील 
6।. जाबिर रज़ि., अबू सईद रज़ि., इब्ने अब्बास रज़ि. और 86. यह हदीस महफूज़ नहीं है 87 
इनमे जुबैर का कथन 78 इसके अहनाफ़ भी मुखालिफ़ हैं 88 
62. सालिम रह., क्रासिम रह., अता रह., और मकहूल रह. 87-97 दुआ में हाथ उठाने का सुबूत 89 
का अमल 228 79 97-99 दुआए क्रुनूत में हाथ उठाने का सुबूत 95 
63... नाफ़ेज़ रह, और ताऊस रह. का अमल 79 00,।07.इस्तिस्क्रा में हाथ उठाने का सुबूत 94 
अता और मुजाहिद रह, का अमल 79 ।02. मालिक बिन हुवैरिस की हदीस 94 
64. सईद बिन जुबैर और ताऊस रह, का अमल 79 अबू हुमैद रज़ि. की हदीस दस सहाबा में 94 
65. हज़रत अनस रज़ि, का अमल 79 इब्ने उमर रज़ि. से सिर्फ़ पहली रफ़ञ्ज यदैन वाली 
66. मालिक बिन हुवैरिस की हदीस 80 रिवायत साबित नहीं और उनके सारे शागिदों के 
67. रबीअ का कथन दस इमामों का अमल 80 ख़िलाफ़ है 96 
68. रबी का कथन छह इमामों का अमल 80 03. उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का अमल 96 
अब्दुर्रहमान का कथन यह सुन्नत है 8] 04. इन्ने उमर रजि, की हदीस सालिम के वास्ते से 96 
69. उमर बिन यूनुस का कथन पांच इमामों का अमल 8] ।05. अनस रज़ि. का अमल सन्दे में रफ़्ज यदैन करना 
70. सिर्फ़ पहली रफ़अ यदैन वाली बात वहम हु 8] मरजूह है - 97 
7.,72. वाइल बिन हिज्र की हदीस 8] ।06. और सुन्नत के ख़िलाफ़ है 97 
73. इब्मे उमर रज़ि. का अमल नाफ़ेअ के वास्ते से 82 ।07. आप सल्ल. के अलावा किसी की पैरवी फ़र्ज़ नहीं 97 
74... हज़रत अनस रज़ि, का अमल 82 ।08. रफ़ञ्र यदैन में लोगों की कोताही 97 
75. ताऊस रह, का अमल ।09-।।8.रफ़अ यदैन जनाज़े की तकबीरों में 99 
जो रफ़अ यदैन को बिदअत कहता है वह सहाबा को ।9. इबराहीम का कहना सिर्फ़ पहली रफ़अ यदैन I00 
गाली देता है ॒ 83 20. एक और ज़ईफ़ कथन इब्ने मसऊद का !0I 
और इमामों की गुस्ताख़ी करने वाला है - 83 हदीस के मुकाबले में इन बातों की कुछ अहमियत नहीँ!0! 
76. और नबी सल्ल. के हुक्म के मुताबिक़् जहन्नमी है 84 ।2।. सारे इमाम रफ़अ यदैन के कहने वाले थे 0] 
सही सनद से किसी सहाबी से भी रफ़अ यदैन न करना और इमाम बुखारी रह, के उस्ताद भी I0I 
साबित नहीं | 84 ।22. जनाज़े की तकबीरों में रफ़् यदैन I0] 


77-79. इब्ने उमर रज़ि, की हदीस सालिम के वास्ते से 84 
80,8।. इब्ने उमर रज़ि, की हदीस सालिम और नाफ़ेञ के 

वास्ते से 85 
१9-84. इब्ने उमर रज़ि, की पहली रफ़अ यदैन वाली रिवायत 85 
84,85, इब्ने अब्बास रजि, सात जगहों पर रफ़अ यदैन । 


जुज़ रफ़उल यदैन | 8 


बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 
भूमिका 


(खालिद गरजाखी) 


अलहम्दु लिल्लाहि व -कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ी 
नलमुसतफ़ा । अम्मा बाद 


इमाम बुख़ारी रहः का मक्राम 


इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बिन इबराहीम अलजुअफ़ी अलबुखारी 
रह. पूरे तौर पर हदीस के इमाम हैं। और हदीस के फ़िक्ह के बादशाह 
हैं और उन की किताब सहीह बुखारी पूरे तौर पर क्रुरआन के बाद 
सबसे ज्यादा सहीह मशहूर है। 
शाह अब्दुल अज़ीज़ रह, अपने रिसाला बुस्तानुल मुहद्दिसीन में 
लिखते हैं कि इमाम बुखारी बचपन में नाबीना हो गए थे, उनकी मां 
बहुत गिड़गिड़ा कर' दुआएं करती रही । एक दिन हज़रत इबराहीम 
अलैहि. को ख़्वाब में देखा फ़रमा रहे थे कि अल्लाह तज्ञाला ने तेरे रोने- 
धोने की वजह से तेरे पुत्र को बीनाई अता कर दी है। सचमुच सुबह को 
उन्हें बीना पाया और उनको साथ ले जाकर मदरसा में दाखिल करा 
दिया | अल्लाह ताला ने उन्हें ग़ज़ब का हाफ़िज़ा दिया था। 
. वहाँ पर क्कुरआन के हिफ़्ज़ के साथ-साथ जो भी हदीस सुनते याद 


कर लेते यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने उन्हें भरपूर इल्म से नवाज़ा।. 


एक दिन बुखारा में एक आलिम जो दाख़िली के नाम से मशहूर थे 
तशरीफ़ लाए इमामं साहब भी उसके पास जाने लगे। एक दिन दाख़िली 
हदीस बयान करं रहे थे। “सुफ़ियान अन अबिज्जुबैर अन इबराहीम” तो 
इमाम बुखारी बोल उठे अबुज्जुबैर ने इबराहीम से कोई रिवायत नहीं की 
है। दाख़िली ने इमाम बुखारी को कहा तो इमाम साहब रहः ने फ़रमाया 
आप अपने नुस्खे से रुजू फ़रमा लें। जब दाख़िली ने अपने नुस्खे को 


9 जुज़ रफ़उल यदैन 
देखा तो इमाम बुखारी को बुलाया और पूछा तो फिर बताओ कि अस्ल 
इबारत (वाक्य) क्या है? तो इमाम साहब रह, ने कहा असल इस तरह है 
“सुफ्रियान अनिज्जुबैर बिन अदी अन इबराहीम” दाख़िली हैरान रह गया 
क्योंकि हक़ीक़त में वह इबारत इसी तरह थी, उस समय इमाम साहब 
रह. को उम्र ग्यारह वर्ष थी। और ।6 वर्ष की उम्र तक इब्ने मुबारक 
और वकीअ को भी तमाम किताबें याद कर ली थीं। 

फिर वह अपनी मां और भाई के साथ हज को गए, भाई और मां 
तो वापस आ गए लेकिन इमाम साहब वहीं इलम हासिल करने में लग 
ग्‌ । 

इमाम साहब रह, के एक साथी हामिद बिन इस्माईल कहते हैं कि 
इमाम साहब उस्ताद के सामने क़लम और दवात लेकिर न बैठते थे। 
उस्ताद कहते थे कि तुम क्या हासिल करते हो कोई काग़ज़ क़लम दवात 
तो तुम साथ नहीं रखते। आखिरकार एक दिन तंग आकर उनकी परिक्षा 
लेना शुरू की, क्लम और दवात वालों को भी साथ बैठा दिया। अतः 
पंद्रह हज़ार हदीसें इमाम: साहब रह. ने ज़बानी सुना दीं और लिखने 
वालों की लिखावट में गलतियाँ थीं इमाम साहब रह, की याद दाशत में 
गलती न थी। 

इमाम बुखारी रह, नबी सल्ल. की सुन्नत के साथ मौहब्बत करने 
वाले थे और रसूलुल्लाह सल्ल, की सुन्नत की हिमायत में ही लिखते 
रहे। आप को सहीह बुख़ारी का तो एक-एक अध्याय सुन्नत की 
तरफ़दरी और बिदञ्जतों के रद्द में है। यही वजह है कि इमाम साहब ने 
रफ़ञ्ज यदैन (दोनों हाथों को उठाना), इमाम के पीछे फ़ातिहा पढ़ना 
वगैरह मसाइल पर भी अलग रिसाले लिखे । 


रफ़अ यदैन (दोनों हाथों को उठाना) और इमाम साहब 
रह. 
इमाम बुखारी रह, का रफ़ञ् यदैन के सिलसिले में मसलक (मत) 


है कि किसी एक भी सहाबी से सही सनद के साथ यह साबित नहीं हो 
सकता कि वह रफ़ञ्ज यदैन न करता हो। 


जुज़ रफ़उल यदैन I0 

सबसे पहले हज़रत अली रज़ि, की हदीस पेश की है और व्याख्या 
की कि रफ़अ यदैन नमाज़ में चार बार करना आप सल्ल. से साबित है 
शुरू नमाज़ में, रुकूअ में जाते हुए, रुकूअ से उठते हुए और दो रकअ्षतों 
से उठते समय। हज़रत अली रज़ि, की हदीस नं,। और नं 9 आगे आ 
रही हैं। 

इसके बाद इमाम साहब रह, ने सतरह असहाब के नाम पेश किए 
हैं और आगे फिर और भी नामों का इज़ाफ़ा फ़रमाया है। जो कि 
निम्नलिखित हैं- 

(!) अबु क़तादा अन्सारी, (2) अबु उसैद साइदी, (8) मुहम्मद बिन 
मुसलमा, (4) सहल बिन सक्षद, (5) अब्दुल्लाह बिन उमर, (6) 
अद्दुल्लाह बिन अब्बास, (7) अनस बिन मालिक, (8) अबू हुरैरह, (9) 
अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस, (0) अब्दुल्लाह बिन जुबैर, (।]) वाइल 
बिन हिज्र, (।2). मालिक बिन हुवैरिस, (3) अबू मूसा अशअरी, (4) 
अबू हुमैद साइदी, (5) उमर बिन ख़त्ताब, (6) अली बिन अबी 
तालिब और (7) उम्मे दरदा रज़ियल्लाहु अन्हुम। आगे इमाम साहब 
फ़रमाते हैं (हदीस नं, 27 के बाद) कि यह हदीस हज़रत उमर बिन 
ख़त्ताब रज़ि, हज़रत अबु हुंरैरह (8) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(9) हज़रत उमैर अल्लेसी, हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत अबू मूसा 
अशञ्री रज़ि. से भी साबित है। और हदीस नं, ॥8 में आता है कि 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, इन्ने जुबैर (20) अबू सईद ख़ुदरी और 
जाबिर रज़ि, से भी साबित है कि वे रफ़अ यदैन करते थे। आगे किताब 
में जिस जगह इन सहाबा का नाम आएगा वहाँ पर उनकी हदीसों के 
दूसरे हवाले भी ज़िक्र किए जाएँगे बल्कि दूसरे सहाबा किराम जो कुल 
पचास के क़रीब हैं सब का ज़िक्र हवाले के साथ आगे आएगा । 

अब्दुल्लाह बिन उमर की हदीस लगभग मुतवातिर है इसी लिए 
अल्लामा सुयूती रह, ने इस मसले को अपने रिसला अहादीसुल 
मुतवातिरह में ज़िक्र किया है इसी किताब में इब्ने उमर की हदीस नं. 2, 
।2, ]3, ।4, ]5, 26, 28, 40, 42, 47, 48, 49, 50, 5], 52, 53, 
58, 62, 64, 73, 77, 78, 79, 80, 8।, ।04 में आ रही है जिसमें 


Il | जुज़ रफ़उल यदैन 


आगे तख़रीज (व्याख्या) में बताया जाएगा कि सचमुच यह हदीस 
मुतवातिर है और हर हदीस की किताब में आती है। 

अबू हुमैद साइदी की हदीस नं. 9, 4, 5, 6 आ रही है जिस में दस 
सहाबा की मजलिस (सभा) में रफ़अ यदैन का ज़िक्र हुआ तो उन सब 
ने पुष्टी की उनमें हज़रत अबू क़तादा, अबू उसैद, सहल बिन सञ्जद 
साइदी और मुहम्मद बिन मुसलमा का ज़िक्र है। 
मालिक बिन हुवैरिस की हदीस नं. 7, 54, 55, 66, ।02 पर आ 
रही है। | | 

हज़रत अनस की हदीन नं, 8, 20, 65, 74, ।0! पर आ रही है। 

वाइल बिन हिज्र की हदीस नं, ।0, 23, 27, 37, 70, 7।, 72 पर 
आ रही है। 

हज़रत इब्ने अब्बास का ज़िक्र नं. 8, 2।, 28, 56, 6 में आता है 
और मुअल्लक़न भी ज़िक्र है। 

हज़रत इब्ने ज़ुबैर का ज़िक्र नं. ।8, 28, 6! में आता है। 

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी का ज़िक्र नं. 8, 6! में आता है। 

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह का ज़िक्र नं, 8, 6 में आता है 
और मुअल्लक्रन भी ज़िक्र है। 

हज़रत अबू हुरैरह की हदीस नं, 22, 57, 76 पर आ रही है। 

हज़रत उम्मे दरदा का असर नं. 24, 25 में है। 


जुज़ रफ़ठले यदैन I2 


रफ़अ यदैन पर इज्माअ (सहमति) 

मौलाना अब्दुल हई साहब हनफ़ी रह. ने मौत्ता इमाम मुहम्मद के 
हाशिए पर फ़रमाया है कि रफ़अ् यदैन करने के रावी सहाबा में से एक 
बड़ी जमाअत है और रफ़अ् यदैन न करने में सिर्फ़ इब्ने पसऊद से 
रिवायत है, वह भी सही नहीं है। 

और अल्लामा सिंधी हनफ़ी रह, ने नसाई के हाशिए पर रमाया है 
कि रफ़ञ्ज यदैन :को जो लोग मनसूख (निरस्त) कहते हैं वह ग़लत है, 
रफ़अ यदैन सुन्नते सहीहा साबिता मुतवातिरह है। 

इमाम बुखारी रह, ने इर्शाद फ़रमाया है कि किसी एक सहाबी से 
भी रफ़अ यदैन न करना साबित नहीं है और जिनसे लोग रफ़अ यदैन न 
करना बयान करते हैं वह सनद के एबितार से सही नहीं है। 

अल्लामा सुयूती 'अल अज़हारुल मुतनासिरह फ़ी अख़ाबारिल 
मुतवातिरह' में फ़रमाते हैं। बुखारी मुस्लिम में ।. इब्ने उमर और 2. 
मालिक बिन हुवैरिस की हदीस आती है और मुस्लिम में 3. वाइल बिन 
हिज्र से और सुनने अरबआ॥ में 4. हज़रत अली से और अबू दाऊद में 
5. सहल बिन सञ्जद, 6. इब्ने ज्रुबैर, 7. इब्ने अब्बास, 8. मुहम्मद बिन 
सलमा, 9. अबू उसैद, 0. अबू क़तादा और 77. अबू हरैरह से और 
इब्ने माजा में 2. अनस, ।3. जाबिर और ।4. उमैर लैसी से और 
मुस्नद अहमद में 5. हकीम बिन उमैर से और बैहक़ी में 6. अबू बक्र 
सिद्दीक़् और ।7. बरा बिन आज़िब से और दारे करुनी में 8. हज़रत 
उमर फ़ारूक़ और 79. अबू मूसा अशअरी से और तबरानी में 20. 
उक़बा बिन आमिर और 2]. मुआज़ बिन जबल से हदीस आती है। 

अल्लाम इन्ने जोज़ी रह. ने 'तज़किरतुल मौजूआत” भाग 2 पृष्ठ 98 
में फ़रमाया है जो रिवायत रफ़अ यदैन न करने के सिलसिले में पेश की 


जाती हैं सब की सब या तो मौज़ूअ (गढ़ी हुई) हैं या बहुत कमज़ोर हैं. 


और उन सहाबा का ज़िक्र फ़रमाते हैं जिन से रफ़ञ्ज यदैन का सुबूत है। 


I3 जुज़ रफ़उल यदैन 


ie NN... 
अतः फ़रमाते हैं “इसी सुन्नत को अल्लाह के रसूल सल्ल, से . अबु 
बक्र, 2. उमर, 3. उसमान, 4. अली, 5. अब्दुर्रहमान बिन औफ़, 6. 
हुसैन बिन अली, 7. मुआज़ बिल जबल, 8. अम्मार बिन यासिर, 9. 
अबू मूसा, 0. इमरान बिन हुसैन, ।2. इब्ने उमर, ।2. अब्दुल्लाह बिन _ 
अम्र, 3. इब्ने अब्बास, ।4. जाबिर, ।5. अनस, ।6. अबू हुरैरह, 
।7. मालिक बिन हुवैरिस, ।8. सहल बिन सञ्जद, ।9. बुंरैदह, 20. वाइल 
बिन हिज्र, १]. उक़बा बिन आमिर, 22. अबू सईद ख़ुदरी, १३. अबू 
हुमैद साइदी, 24. अबू उमामा बाहिली, १5. अम्र बिन क़तादा और 26. 
हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने रिवायत किया है। 

और अल्लामा इब्ने हज़म ने महल्ली पृष्ठ 79, 80 में और फ़रमाते 
हैं “हमने आपके इस रफ़अ यदैन के नमाज़ में करने को ।. जाबिर बिन 
अब्दुल्लाह, 2. अबू सईद, 3. अबू दरदा, 4. उम्मे दरदा, 5. इब्ने अब्बास, 
6. अबू मूसा अशञ्जरी से रिवायत किया है और यह रफ़अ यदैन 7. 
अब्दुल्लाह बिन जुबेर, 8. अबू हरैरह, 9. नौअमान बिन अबी अय्याश 
और तमाम सहाबा करते थे।” फिर आगे ताबईन रह, के नाम गिनाए 
जाते हैं। 

मौलाना वहीदुज्ज़माँ साहब रह. 'तसहीलुल क्रारी' भाग $ पृष्ठ 774 
में रफ़अ यदैन की हदीसें बयान करने के बाद फ़रमाते हैं कि “सारे 
सहाबा जो रफ़अ यदैन के रावी हैं यह हैं : ।. अब्दुल्लाह बिन उमर, 2. 
मालिक बिन हुवैरिस, 3. अबू हुमैद, 4. वाइल बिन हिज्र, 5. अली बिन 
अबी तालिब, 6. अब्दुल्लाह बिन जुबैर, 7. अनस बिन मालिक, 8. अबू 
हुरैरह, 9. जाबिर बिन अब्दुल्लाह, 0. अबू मूसा, 7]. उमर बिन 
ख़त्ताब, ।2. उमैर बिन क़तादा, 73. अब्दुल्लाह बिन अब्बास, ।4. 
मुआज़ बिन जबल, ।5. बरा बिन आज़िब, 76. अबू बक्र सिद्दीक़, ।7. 
उक़बा बिन आमिर, 8. अबू उसैद, 9. सहल बिन सञ्जद, 20. मुहम्मद 
बिन मुसलमा, 2।. हसन बिन अली, 22. ज़ैद बिन साबित, 28. अबू 
मसऊद, 24. सलमान, 25. अबू सईद, १6. आइशा, 27. बुरैदा, १8. 
अम्मार, 29. उम्मे दरदा, 30. उस्मान, 3।. तलहा, 32. ज़ुबैर, 33. 
सञ्जद, 34. सईद, 35. अब्दुर्रहमान बिन औफ़, 36. अबू उबैदा, 37. 


जुज़ रफ़उल यदैन ‘44 
उबैय बिन कअब, 38. अढ्दुल्लाह बिन मसऊद, 39. ज़ियाद बिन हारिस 
अस्सदाई, 40. अबु क्रतादा, 47. अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस, 42. 
अबू उमामा और 43. एक आराबी (देहाती) । 

इनके अलावा 44. अबान मुहारबी का ज़िक्र “अल इसाबा” में आता 
है, 45. अबू दरदा का ज़िक्र अल्लामा इन्ने हज़म रह. से गुज़र चुका है। 
46. हुसैन बिन अली, 47. इमरान बिन हुसैन और 48. क़तादा का ज़िक्र 
इब्ने जोज़ी के हवाले में आ चुका है। 49. हकोम बिन उमैर का ज़िक्र 
मुस्नद अहमद तालीकुल मुमजद में हवाले के साथ आता है। 50. 
अब्दुल्लाह बिन जाबिर का ज़िक्र इमाम बैहक़ी भाग 2 पृष्ठ 75 में आता 
है और 57. फ़लतान बिन आसिम का ज़िक्र अबू नईम ने अख़बारे 
इसबिहान में किया है। यह तो रफ़ञ यदैन के रावी (उल्लेखकर्ता) और 
रफ़अ यदैन करने वालों के नाम हैं लेकिन न करने वाले किसी एक 
सहाबी से भी सही सनद के साथ साबित नहीं। तसहीलुल क़ारी वाले 
अल्लामा सुब्की रह, ने भी अपने जुज़ में बयान फ़रमाए हैं। 


I5 जुज़ रफ़उल यदैन 


रफ़अ यदैन न करने की दलीलों का विश्लेषण 
(तजज़िया) 


इमाम साहब रह. ने रफ़अ् यदैन न करने वाले लोग जो दलीलें पेश 
करते हैं उनका भी विश्लेषण किया है। हज़रत जाबिर बिन समुरा रजि. 
को हदीस नं. 37, 38 में ज़िक्र करके फ़रमाया है कि यह एक प्रकार का 
धोखा है और इससे रफ़अ यदैन न करने के सिलसिले में दलील लेना 
इल्म वालों के लायक़ नहीं है। 

हज़रत इब्ने मसऊद रज़ि. की हदीस जैसा कि ज़िक्र हो चुका है नं. 
32 ज़िक्र करके इसकी अस्ल वास्तविकता बयान फ़रमा कर जो सही 
हदीस है उसका ज़िक्र किया है। 

हज़रत बरा रज़ि. को हदीस नं, 34, 35, 36 में ज़िक्र करके 
फ़रमाया है कि इस रिवायत में भी न करने का ज़िक्र है और ज़िक्र न 
करना कोई दलील नहीं होती क्योंकि अगर इस तरह तलसीम किया जाए 
तो फिर सिफ़ रफ़ञ्ज यदैन करके नामज़ में खड़े होने से तो नामाज़ नहीं 
हो जाती क्‍योंकि इसमें न रुकृअ का ज़िक्र है न सजदों का। 

इसी तरह हज़रत अली रज़ि, से भी नं. 7। में एक असर (हदीस) 
है इसमें सिर्फ़ करने का ही ज़िक्र है और हज़रत इब्ने उमर से भी नं. 
।6, ]03 में एक असर ज़िक्र है इसमें भी सिर्फ़ न करने का ही ज़िक्र 
है। 

इसके अलावा हज़रत अबू हुरैरह से भी इस प्रकार की एक हदीस 
बयान की जाती है। मैं थोड़ा विस्तार से उनकी दलीलों का विश्लेषण 
पेश किए देता हूँ। 


अबू हरैरह की हदीस 


रफ़अ यदैन न करने वाले हज़रत अबू हरैरह रज़ि, की हदीस भी 
पेश करते हैं बल्कि इसको रफ़अ यदैन के नस (निरस्त) की दलील में 








SC CEM TS SSE EE “SSS POC WO 


जुज़ रफ़उल यदैन I6 


पेश करते हैं। अतएव इसमें सिर्फ़ रफ़अ यदैन का तरीक्रा बयान है 
इसके शब्द हैं १८०५५५५६३) कि हाथ फैला कर रफ़अ यदैन करते इसमें 
इनकी कोई दलील नहीं है। अस्ल में हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. से चार 
प्रकार की हदीसें मरवी हैं। एक तो हज़रत अबू हुमैद साइदी के रफ़अ 
यदैन की हदीस दस सहाबा के सामने पेश करना इनमें हज़रत अबू 
हुंररह भी थे जिन्होंने इसकी पुष्टी की। (अबू दाऊद के हवाले से ) 

दूसरी वह हदीस है जिसमें रफ़अ यदैन का तरीक़ा बयान किया है 
कि आप रफ़ञ्ज यदैन में हाथ फैलाया करते थे। 

तीसरी हदीस जिसमें हज़रत अबू हुंरैरह रज़ि, शिकवा करते हैं कि 
बहुत सी चीज़ें जो आप सल्ल. के ज़माने में थी लोगों ने सिफ़ सुस्ती 
और काहिली की वजह से छोड़ गए हैं। इसमें रफ़अ यदैन का भी ज़िक्र 
है। यानी लोग पहली रफ़क्ष यदैन भी छोड़ गए थे। हालाँकि यह 
मुतनाज़ेअ फ़ी (विवादित मसला) नहीं है। 

चौथी हदीस कि आप कन्धों तक रफ़ञ यदैन करते, शूरू नमाज़ में 
भी और रुकूअ्ज में जाते हुए भी और रुकू से उठते हुए भी। 

(अबू दाऊद) 

जिस हदीस में रफ़अ यदैन का तरीक़ा बयान किया है वह सिर्फ़ 
पहली बार करने और बाद में न करने की दलील नहीं है। क्योंकि हदीस 
में किसी चीज़ के ज़िक्र न होने का यह अर्थ नहीं होता कि वह चीज़ है 
ही नहीं जैसाकि इस हदीस में रुकूअ और सजदे का भी ज़िक्र नहीं। 

दूसरे यह भी मालूम हुआ कि कुछ चीज़ें जो लोगा सुस्ती से छोड़ 
देते हैं यह नस्ख़ (निरस्त) नहीं होता जैसाकि आज कल लोगा सुस्ती की 
वजह से छोड़ देते हैं। क्योंकि आज कल अहनाफ़ रफ़अ यदैन को रद्द 
करन के लिग इसी प्रकार की दलीलें पेश करते हैं । 


इब्ने उमर रज़ि. की हदीस 


अब्दुल्लाह इब्ने उमर की हदीस पेश की जाती है मुदव्वनह और 
मुस्नद अहमद के हवाले के साथ हालाँकि इस में भी सिर्फ़ पहली बार के 


I7 जुज़ रफ़उल यदैन 


रफ़अ यदैन का ज़िक्र है, बाक़ी का नहीं है बल्कि रुकू और सजदे तक 
का भी ज़िक्र नहीं है और यह स्पष्ट है कि किसी चीज़ के ज़िक्र न होने 
से मुराद यह नहीं होता कि वेह है ही नहीं। 

मुस्नद हुमैदी और मुस्नद अबू उवाना से भी हदीस को ग़लत तरीक्रे. 
से पेश करके साबित किया जाता है। हालाँकि यह दलीलें नहीं हैं 
अब्दुल्लाह इब्ने उमर की हदीस मुतवातिर है। दुनिया में हदीस की कोई 
भी ऐसी किताब नहीं जिसमें यह हदीस न आती हो। मैंने अपने रिसाला 
जुज़ रफ़उल यदैन में इस हदीस की सतल्तर (77) सनदें पश की हों। 
स्पष्ट है कि अगर एक तरफ़ एक आदमी हो और दूसरी तरफ़ सतत्तर 
(77) गवाह हूँ तो एक आदमी चाहे कितना भी अल्लाह का भय रखने 
वाला हो उसकी बात ग़लत ही समझी जाएगी। क्योंकि गलती इन्सान 
का स्वभाव है। 

इब्ने उमर की एक हदीस बैहक़ी के हवाले से पेश की जाती है 
जिसमें ज़िक्र है कि पहली बार किया फिर न किया । 

आप सल्ल. ने इशाद फ़रमाया है ०५७० | ५.5/3 ०-६८० 6 ५-४ ....« 
५५ » कि जो व्यक्ति मुझ पर ऐसी बात बाँधे कि मैंने न कही हो और 
वह कहे कि रसूल सल्ल. की हदीस है वह जहन्नमी है। इसी लिए 
मुहद्दिसीन ने मौजूआत की अलग किताबें लिख दी हैं ताकि लोग उन्हें 
हदीस न समझें बल्कि उनको ठुकराएँ। 

आज चौदहवीं शताब्दी में ऐसे लोग भी पैदा हो चुके हैं जो आलिम 
भी कहलाते है और उन्हें पता है कि इसके आगे इमाम बैहक़ी ने स्पष्ट 
भी कर दी है कि ,|७६ १५१०५०५. ५ कि झूठी हदीस आप सल्ल. 
पर आरोप है लोगों ने झूठ बनाई हुई है और जानने के बावजूद इसे 
हदीस कह रहे हैं फिर अल्लाह तआला से डरते भी नहीं हैं और इसे 
हदीस कह रहे हैं मालूम नहीं कि वे जहन्नम को समझते-बूझत क्यों 
अपनाना चाहत हैं अल्लाह तज्ाला उन्हें समझ-बूझ दे । 


जुज़ रफ़उल यदैन I8 
हज़रत अली रजि. 


हज़रत अली रज़ि, से भी एक हदीस इस तरह की है कि पहली 
बार रफ़अ यदैन किया फिर न किया यह हदीस होने के बावजूद हज़रत 
अली रज़ि. से पूरे तौर पर नहीं पहुँचा। ख़ास तौर पर जबकि हज़रत 
अली रज़ि. से मरफ़ूअ हदीस अस्हाबे सुनन ने बयान की है और इसे 
हज़रत इब्ने उमर की हदीस का सा मक्राम दिया है। 


हज़रत बरा बिन आज़िब रजि. 


हज़रत बरा बिन आज़िब से भी सिर्फ़ पहली बार रफ़अ यदैन की 
हदीस बयान की जाती है यद्यपि वह भी ज़ईफ़ तरीन हदीस है। 
मुहद्विसीन ने साथ ही इसकी कमज़ोरी भी बयान कर दी है और फिर 
बरा बिन आज़िब से बैहक़ी में सही सनद के साथ मौजूद है कि आप 


शुरू नमाज़ में भी और रुकूअ् में जाते हुए और रुकूअ से उठते हुए भी. 


रफ़ञ्ज यदैन किया करते थे। 
जाबिर बिन समुरह रज़ि- 


हज़रत जाबिर बिन समुरह रज़ि, से मरवी “इज़्नाबु ख़ैलिन शुमुसिन” 
वाली हदीस पेश करते हैं यद्यपि सारे मुहद्दिसीन ने इस हदीस को सलाम 
के अध्याय में ज़िक्र किया है जिसे बेचारे अहनाफ़ ज़बरदस्ती रफ़अज यदैन 
पर ले जाते हैं। हालाँकि वह सलाम के अध्याय में हैं, रफ़अ यदैन के 
अध्याय में नहीं हैं। इसी लिए इमाम बुखारी रह, ने फ़रमाया कि जो 
व्यक्ति इस हदीस से रफ़अ यदैन के न होने पर दलील लेता है वह 
जाहिल है अर्थात इस से दलील लेना आलिमों की शान के योग्य नहीं 
है। 

और अगर मान लें कि इस से रफ़्अ़ यदैन निरस्त हुई है तो फिर 
पहली बार रफ़अ यदैन कहाँ से आ गई, यह बेचारे इतना भी नहीं 
समझते कि सारे मुहद्दिसीन के ख़िलाफ़ इसे रफ़अ यदैन के रद्द में पेश 
करते हैं। इतना मालूम नहीं कि इससे सारा ही भटटा गुल हो जाता है 


I9 जुल रफ़उल यदैन 
फिर यह पहली रफ़अ यदैन भी साबित नहीं कर सकते | 


इब्ने मसऊद रज़ि, की हदीस 


अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि. को हदीस तमाम अहनाफ़ रफ़अ यदैन 
न होने में बयान करते हैं हालाँकि सारे मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को 
जईफ़ कहा है यानी इब्ने मसऊद रज़ि. की जिस रिवायत ३५०५५५ «3, 
५१५ ५७१ ५३..५>।) के शब्द हैं उस हदीस को जिस मुहद्दिस ने रिवायत 
किया है साथ ही उसकी कमज़ोरी भी बयान कर दी है। 

निश्चय ही अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद की सही हदीस अबू दाऊद और 
गुज़ बुखारी में इस तरह है-९७४ ७.०.१ ५० 4 cho 4 | psy Laks 
YF 3५० 2५8 es 523 Rl ५०५ 5.४ RS | ७४ HR) 5 
श्र SLs “६२ bl (कल oY । J $3 i LS 4 
+5 +~ कि अल्लाह के रसूल सल्ल, ने हमको नमाज़ सिखाई फिर 
नमाज़ में क्रियाम किया फिर तकबीर कही और रफ़अ यदैन करने के 
बाद रुकूअ़ में चले गाए और अपने दोनों हाथ घुटनों में दे दिए। हज़रत 
सअद रज़ि. (जो उन दस सहाबा में हैं जिन्हें दुनिया में जन्नत की 
खुशख़बरी दी गई थी) ने सुना तो कहा मेरे भाई यानी इब्ने मसऊद ठीक 
कह रहे हैं। हम इस्लाम के शुरू में घुटनों में हाथ देकर ही रुकूअ किया 
करते थे बाद में हमें रुकू में घुटनों पर हाथ रखने का हुक्म दे दिया 
गया था। 

अर्थात हज़रत सञ्जद ने इब्ने मसऊद की हदीस जिस में रुकृअ में 
जाते हुए रफ़अ यदैन करने का ज़िक्र है इसके बाद रुकूअ में ततबीक़ 
+रने का ज़िक्र है। ततबीक़ का खंडन कर दिया है और रफ़ञ् यदैन का 
खंडन नहीं किया है। मानो दोनों सहाबी रफ़अ यदैन के कहने और करने 
वाले थे। यही वजह है कि हज़रत सअद ने रफ़अ यदैन का खंडन नहीं 
किया मगर ततबीक़ का खंडन किया है। 

इसी लिए इमाम बुखारी ने दावा किया है कि किसी एक सहाबी से 
भी यह बात पूरे तौर पर साबित नहीं हुई कि वह_रफ़अ यदैन न करता 


हो। 


जुज़ रफ़उल यदैन 20 

और अल्लामा इब्ने तैमिया रह. ने “मिन्हाजुस्सुन्नह' में फ़रमाया 
हैं- Logue al ko «0 ५०) gle 36 y2 LSA LY .-* 
और इन्ने क़ैयिम रह. के शब्द “अल मनार' में है- ७, ९५० &-०। 5५3 
Ale all 2०४0 ५०) gle Ue tg Hy ESS HS (२०.० 
हट Sp Cl ९२००७ ५-5 ५-० (०-४ ४ ७---) कि रफ़अ यदैन से रोकने 
वाली सारी हदीसें गलत और अल्लाह के रसूल सल्ल, पर आरोप है इनमें 
से कोई भी सही नहीं है जैसे अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद की हदीस है। 

और अल्लामा बैहक़ी ने 'ख़िलाफ़ियात” में इससे भी स्पष्ट हदीस 
बयान की है- ९% «०१५ Ah GP 3 el OF ३०४६-५० 9 
AN NS NN ०.४ 3 ७४ ५०७ BNE HS HN 9 (२-४) Ed) 
Nl ३ ६५-५ कि इब्मे मसऊद से रुकूअ में जाते. और 


रुकूअ से उठते हुए भी रफ़ञ यदैन साबित है जैसाकि इन्ने मुलक्रिक्रन ने 


'बदरे मुनीर” में ज़िक्र किया है। 
इब्ने अब्बास रजि. 


.. इब्मे अब्बास से एक हदीस बयान की जाती है ८ ४! ५५५१! ७,7५४ 
. ७।५० ९-० कि सात जगह के अलावा रफ़ञ्ज यदैन नहीं करना चाहिए। 
तो इस पर अहनाफ़ का भी अमल नहीं है क्योंकि वह इसके अलावा 
रफ़अ यदैन करते हैं। मान लें कि अहनाफ़ इसके अलावा पाँच जगह पर 
रफ़अ यदैन करते हैं तो अहले हदीस छह जगह कर लेते हैं यानी दोनों 
के यहाँ अमल के योग्य न रही। 
नतीजा 

यह कुल कायनात थी अहनाफ़ की कि कुछ सहाबा किराम के नाम 
पेश करते हैं जो रफ़अ यदैन न करने में बयान किए जाते हैं। यद्यपि 
इनमें रिवायत मौज़ूअ भी है और ज़ईफ़ भी यानी इनमें एक भी सही सनद 
से साबित नहीं है। इसके मुक्राबिले में अहले हदीस की दलीलों में साहबा 
की एक बड़ी जमाअत है अधिकांश की वे हदीसें सिहाहे सित्ता की हैं 
बल्कि अब्दुल्लाह बिन उमर की हदीस को तो मुतवातिर भी कहा गया है। 


| | जुज़ रफ़उल यदैन 


अंतिम नमाज़ तक रफ़अ यदैन 


अहनाफ़ की तरफ़ से यह भी एतिराज़ होता है कि आख़िरी नमाज़ 
का रफ़अ यदैन के साथ साबित होना चाहिए। इन अल्लाह के बन्दों को 
इतनी समझ नहीं आती कि रफ़अ यदैन के न होने का तो सुबूत ही 
शहत की नहीं पहुंचता तो एतिराज़ क्यों किया या तो रफ़ञ्ज यदैन न 
॥।॥ भ सिहाहे सित्ता की हदीस हो या फिर आप ही कह दें कि फला 
नमाज़ आप को अंतिम नमाज़ों में से थी जिसमें रफ़्ज यदैन नहीं किया 
ती भी कुछ बात है वरना हम तो ख़ुशी के साथ यह साबित करने को 
तैयार हैं कि आप की अंतिम नमाज़ तक आपने रफ़अ यदैन किया है। 
पपि मैंने जुज़ रफ़अ यदैन में यह चीज़ें वज़ाहत से बयान कर दी हैं 
(फिर भी दोबारा गुज़ारिश है और आप लोगों को चाहिए कि इसे ग्रौर से 


प । 
मालिक बिन हुवैरिस रज़ि- 


हज़रत मालिक बिन हुवैरिस सन 9 हिजरी में यानी आप सल्ल. के 
अंतिम जीवन में आप के पास तशरीफ़ लाए। इसके लगभग डेढ़ वर्ष 
बाद आप ने वफ़ात पाई। हज़रत मालिक कहते हैं कि हम लगभग बीस 
दिन आप के पास ठहरे फिर हमें अपने घरों को जाने की इच्छा हुई तो 
आप ने हमें जाते समय कुछ हिदायात दीं ताकि हम जाकर पिछले लोगों 
को बताएँ और फ़रमाया कि जिस तरह मुझे नमाज़ पढ़ते देखा इसी तरह 
पढ़ना । यद्यपि मालिक बिन हुवैरिस आप के हुक्म के मुताबिक़ जाकर 
लोगों को नमाज़ सिखाते और रफ़अ यदैन करके दिखाते कि इस तरह 
पढ़ा करो । 

क्या अल्लाह के रसूल सल्ल, ने उनको अंतिम सन्देश इस लिए 
दिए थे कि इसमें कुछ दिनों के बाद संशोधन करना था जबकि इस 
जमाअत का दूसरी बार आने का ज़िक्र ही नहीं। विचार करने योग्य बात 


जुज़ रफ़उल यदैन 22 
यह है कि सन 9 हिजरी का सन ही जमाअतों के आने का वर्ष था 
जबकि तमाम इलाकों में सन्देश भेजते रहे और यह एक सच्चाई है कि 
इसके बाद किसी मसले में संशोधन साबित नहीं है। 


वाइल बिन हिज्र रज़ि. 


वाइल बिन हिज्र रज़ि. दो बार मदीना तशरीफ़ लाए पहली बार तो 
9 हिजरी में दूसरी जमाअत की तरह उनकी जमाअत भी आई और इस 
लिए कि वाइल अपने क़बीले के सरदार और नवाब थे इस लिए वह भी 
अपनी जमाअत के साथ आए और दूसरी बार सिफ़ नमाज़ देखने के 
लिए डेढ़ वर्ष बाद आए और उस समय आप हज की तैयारियों में थे। 
इस तरह वाइल बिन हिज्र भी आप के साथ हज को तशरीफ़ ले गए 
जैसा मुस्नद अहमद में आप से हदीस मरवी है-५ «0 ०० =. ७। 
0७ ॥ Sell ye bl १३४ (८०४ (_/००-२००-७ 6३०) £५ (० Ho leks 
“$. कि आप सल्ल. के पास ज़मज़म का डोल पेश किया गया और 
आप सल्ल, ने इस से कुल्ली की तो कुल्ली का पानी मुँह मुबारक से 
फेंका तो ऐसी ख़ुशबू फैल गई जैसे कस्तूरी महक रही है। तो मानो 
हज़रत वाइल ने आप सल्ल, के साथ हज किया और हज के ख़ुतबे पर 
ही आयत- _ #०४ ०5५.० ०.....००। ५ ७६०५० ७54 < 5। ९५] का अवतरण 
हुआ। मानो कि दीन को तकमील की मुहुर लग गई जिस के बाद दीन 
में किसी प्रकार के संशोधन का सवाल ही पैदा नहीं होता। इससे बड़ी 
गवाही आप सल्ल. की अंतिम नमाज़ को और क्या हो सकती है? 


अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. 


अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. से तो स्पष्ट शब्द मरवी है- <~)! 
(SA log le eo 40 2५०) 30 5 कि आप 
सल्ल. की अन्त तक यही नमाज़ रही यहाँ तक कि आप अल्लाह 
तआला से जा मिले । 

अल्लामा जैलई हनफ़ी रह, नसबुरीयह उन लोगों के रद्द में फ़रमाते 
हैं जिन्होंने रफ़अ यदैन को मन्सूख़ कहा है। 


23 जुज़ रफ़उल यदैन 


CrP १९७ (० iis gel ० 9 yl CN Ey (००९ Re ns 
LAH Ld (hi Y ००७ (२३१०-०६ ४.० Giles Ch A ०... .... 
NYS ७.०) ५०४७ A Lo ५०, ol +०+ Ol -+ SR TNR Re 
०४) ४ 0७४ ES »|। ८०4०) BIS IRS yl ५-४ ada द) 
0४१) ES > Fhe Sy ५५४ 0 peed B53 
MS CR OA HAS LS > Ly dor Cr Her Ce Biol a पक 
Cred SY el ya TCI 
जो लोग रफ़अ यदैन को मन्सूख (निरस्त) मानते हैं, उनके रह के 
लिए बैहक्री की हदीस काफ़ी है कि अल्लाह के रसूल सल्ल, जब भी 
नमाज़ शुरू करते तो रफ़अ यदैन करते और जब रुकू करते रफ़अ 
पंदेन करते और जब रुकूअ से सर उठाते तो रफ़ञ् यदैन करते और 
सजदों में न करते और यही नमाज़ है अल्लाह के रसूल सल्ल, की यहाँ 
तक कि अल्लाह को जा मिले । 
इस हदीस को इस ज़माने के अहनाफ़ ने ज़ईफ़ क़रार दिया है। 
यद्यपि अल्लामा ज़ैलई हनफ़ी रह. ने इसे ज़ईफ़ नहीं कहा है। इसी तरह 
आसारुस्सुनन के लेखक ने भी इस हदीस पर कोई टिप्पणी नहीं की 
मानो कि इसे सही और दुरुस्त माना है और आज के अहनाफ़ अगरचे 
इसे ज़ईफ़ क़रार देते हैं लेकिन मुतक़द्दिमीन के मुक्राबले में इनकी कोई 
अहमियत नहीं है। 
इससे अधिक यह कि जो नाफ़ेअ के वास्ते से है उस हदीस के 
शब्द बिल्कुल सालिम के वास्ते वाली हदीस के हैं। यद्यपि नाफ़ेअ के 
वास्ते से इब्ने उमर की हदीसें आएंगी और सालिम के वास्ते की हदीसें 
तो सौ के लगभग हैं। ये सारे शब्द सालिम के वास्ते वाली हदीस के हैं 
बल्कि मेरा ख़्याल यही है कि यह हदीस जो बैहक़ी में थी सालिम के 
वास्ते से ही थी। 
नस्बुरायह के हवाले से यह हदीस सुनने कुबरा की है, हो सकता है 
कि दोनों हदीसें सुनने कुबरा की हों जिन्हें प्रकाशक ने निकाल दिया हो। 





क्योंकि एक शताब्दी से अहनाफ़ यही काम कर रहे हैं। 


जुज़ रफ़उल यदैन | 24 


मेरे इस ख़्याल का समर्थन इससे भी होती है कि अल्लामा इन्ने 
हिज्र रह. ने भी यह हदीस बगैर सनद के नकल फ़रमाई है लेकिन 
उन्होंने सालिम के वास्ते से बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैहि हदीस 
को नकल करने के बाद फ़रमाया है कि- 
| a Pr ETT bls Bs १) 3 (बुख़ारी मुस्लिम की 
सालिम के वास्ते वाली हदीस पर) बैहक़ी के ये शब्द ज़्यादा हैं कि यही 
नमाज़ आप सल्ल. की आखिरी रही यहाँ तक कि आप अल्लाह को जा 
मिले । 
तलख़ीस के शब्द यह हैं- 
gi 4९०५ (४ pl १५४४४ 40 ho Joy ७७४ ,.+ ol Ek 
2०04-०१) ७७)७। IES pS ly bb p Ale Gia Bball pel a) A 
lo gl 9} ००५०० ye al ~ JS SIS (७७ , ६# 
Meee (बल SS ei ४) Sb Bly) I Wd = ५० ५-५ ०५ 
Pl ely dp oN) 
5००७ Elda) oF elle oF EH ०२०० i (४ 2४ 
gb 03k ed 4४४ १५ ००४ Gl 4४०४ १८५०-०० yo 5 Gd 2५ १४४८४ 
कि अल्लाह के रसूल सल्ल, कन्धों तक रफ़अ्ज यदैन करते जब 
नमाज़ शुरू करते। बुखारी मुस्लिम में यह शब्द ज्यादा है कि जब रुकूअ 
के लिए तकबीर कहते और जब रुकूअ से सर उठाते तो रफ़ञ्ज यदैन 
करते और कहते समिअल्लाहु लिमन हमिदह। बैहक़ी ने यह शब्द ज्यादा 
किए हैं कि यही नमाज़ आखिरी रही अल्लाह के रसूल सल्ल, की यहाँ 
तक कि अल्लाह तआला को जा मिले। और बुखारी के यह शब्द हैं कि 
सजदे में जाते हुए और सजदे से सर उठाते हुए रफ़अज यदैन न करते। 
अल्लामा अब्दुल हई हनफ़ी लखनवी रह. इमाम मुहम्मद की मोत्तव 
के हाशिए में फ़रमाते हैं- 
९०३०० he 40 pay oP ७३) ४७ oP ol Ol sd tN 
ai sh a Oe) 3७ JESS Db s Hl Gan 39h > ER 


25 जुज़ रफ़उल यदैन 


SY 0७ | (४७, ।३) (४ YN 3) BN ७-०) AS 
Lay Sb ४५ Bg Ar Nc ४ ३.० Sb le 3 por 
Hd EN DUH FP (४ OP ८+ ५! _# 
इसमें सन्देह नहीं कि इब्ने उमर ने अल्लाह के रसूल सल्ल. से 
रफ यदैन की हदीस बयान को है बल्कि कुछ रिवायतों में आप से यह 
भी साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्ल. रफ़ञ्ज यदैन करते जब नमाज़ 
शुरू करते और जब रुकू करते और रुकू से सर उठाते और सजदों 
पर न करते। तो यही नमाज़ आप को रही अंतिम समय तक यहाँ तक 
कि आप अल्लाह से जा मिले। इसको बैहक़ी ने बयान किया है और 
हसमें सन्देह नहीं कि इब्ने उमर रज़ि, से सिक़ह (श्रेष्ठ) रावियों की 
[रवायत से रफ़अ् यदैन साबित है। 
अल्लामा शौकानी ने भी नैलुल अवतार में बुखारी मुस्लिम की 
हदीस जो कि सालिम के वास्ते से है बयान करने के बाद फ़रमाया है 
कि-- «0 6 go Sb ०.) ५७७ 2 339 बैहक़ी में ये शब्द 
भी ज्यादा हैं कि यही नमाज़ अन्तिम रही आप की यहाँ तक कि आप 
सल्ल, अल्लाह को जा मिले । 
दिरासातुल लबीब में है- 
०००० 2५ BEN 59७५) PION 3 ,७ (2० MSA £ pol ७- 
lb bs aly (3४) 5 CH GP ४ OP AH CS Ak Ge 
Hog SA Ede ill (२ 0७ 2७५७ 5 pho -5.५ 
hg ON Ala 4०००-०० (० (5 9 lod (2५ ३७७ (४०.७ Cdodliin Al rp 
sb १०५० pd ५०४ ५५ 
कि बैहक़री की यह रिवायत ज़ुहरी अन सालिम अन अबीहि में है 
कि यही नमाज़ आपकी अन्तिम रही यहाँ तक कि अल्लाह को जा 
मिले। अली बिन मदीनी रह, कहते हैं ज्ुहरी अन सालिम अन अबीहि 
की हदीस तमाम मख़लूक़ पर दलील है कि -जो भी इसे सुने उस पर 
अमल करे क्योंकि इसकी सनद में किसी प्रकार का सन्देह नहीं है। 
इसको इमाम सुबकी ने अपनी जुज़ में भी इसी तरह बयान किया 


जुज़ रफ़उल यदैन 26 


है। 

बुखारी की शरह तसहीलुलक़ारी में भी विस्तार से लिखा है। 

शैख़ अब्दुर्रहमान बन्ना ने इसे मुस्नद अहमद की शरह फ़तहुर्रब्बार्न, 
में इन शब्दों से पेश किया है। 
PE SP yo be GN hs Ue Ll er A Uae 
४5५ ४) Sb sR 6 Puy od 2०५ HP ४-० 
Oe? 4४४ ४५ ०-० 92 ०५०) pO ४३ hrs ore 
al Ls % ).० Sb CNB FSU HGR ५० FNS ped ६०५. + 

2९ औी0 

कि बुखारी, मुस्लिम और मुस्नद शाफ़ई वगैरह की हदीस इब्ने उमर 
रज़ि. की (कि रफ़ञ्ज यदैन करते शुरू नमाज़ और रुकू करते और 
रुकूअ से सर उठाते समय) और बुखारी के शब्द हैं सजदे को जाते और 
उठते समय न करते और मुस्लिम के शब्द हैं सजदों से उठते समय न 
करते और बैहक़ी के ये शब्द ज्यादा बयान किए हैं तो यही नमाज़ रही 
सदेव अल्लाह के रसूल सल्ल, को यहाँ तक कि अल्लाह को जा मिले। 


नतीजा 


जो इबारतें मैंने पेश की हैं वे साबित करती हैं कि यह हदीस 
बैहक्री वाली की सनद अन जुहरी अन सालिम अन इब्ने उमर है जबकि 
नसबुरीयह की सनद यह नहीं है बल्कि वह नाफ़ेअ के वास्ते से है। और 
यह कि नाफ़्ेअ के वास्ते से बुखारी मुस्लिम की रिवायत में सजदों का 
ज़िक्र नहीं है। बल्कि मुस्लिम में तो नाफ़े के वास्ते वाली हदीस ही 
नहीं है और बैहक़ी की हदीस में ये शब्द हैं कि सजदों में न करते और 
यह आप पिछले पृष्ठ में देख चुके हैं कि यी शब्द सालिम वाली हदीस 
के शब्द हैं नाफ़ेअ की हदीस के नहीं हैं। 

अब या तो बैहक़ी की यह दो हदीसें मानना पड़ेगा कि एक नाफ़ेज 
वाली है और दूसरी सालिम वाली है। दोनों के शब्द यही होंगे या यह 
कि इस रिवायत में उलट फेर किया गया है। क्योंकि मुक़्ल्लिद हज़रात 


2 जुज़ रफ़उल यदैन 


इस चीज़ के आदी हैं। इसके ताल्लुक़् से पत्रिका नूरुल हुदा जौलाई 
।982 ई, में बहस की है। | 

और यह कि नाफ़ेअ वाली हदीस में चार जगह रफ़अ यदैन का 
ज़िक्र है अगरचे कुछ रियावतों में संक्षेप है लेकिन फिर भी दोनों रकअतों 
शे उठलै समय रफ़अ यदैन करना नाफ़ेअ की हदीस में है सालिम की 
हृहीस में नहीं है और सजदों में रफ़अ यदैन न करने का ज़िक्र सालिम 
की हदीस में तवातुर के साथ है। 


अबू हमैद साइदी 


और अबू हमैद तो हदीस बयान कर रहे और आप सल्ल, के निधन 
फे बाद कर रहे हैं। और सहाबा के एक समुदाय में कर रहे हैं। इस 
समुदाय में मुहम्मद बिन मुसलमह भी हैं, इस समुदाय में अबू हुरैरह भी 
है, इसगें हज़रत सहल बिन सद, हज़रत अबू क़तादा और अबू उसैद 
भी हैं इसके अलावा दूसरे सहाबा भी हैं और सबके सामने कहा मैं आप 
भैसी नमाज़ पढ़ता हूँ आप लोग देखें। इस तरह नमाज़ रफ़ञ् यदैन से 
पी और सबने इसकी पुष्टी की, किसी ने काट नहीं की कि अब इसमें 
तब्दीली हो चुकी है मत बयान करना बल्कि उन्होंने कहा ४४७» ८-३५. 
«०१५०४ 4 ३) ७2५७६5 तुम ठीक कहते हो इसी तरह आप 
नमाज़ पढ़ा करते थे। यह भी दलील बहुत बड़ी है जबकि आप के 
निधन के बाद तमाम सहाबा रफ़अ यदैन की तस्दीक़ कर रहे हैं। 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर और हज़रत अबु बक्र सिद्दीक़ 
रज़ि. 


और हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रजि. 
की नमाज़ का वाक्रिआ बयान फ़रमाते हैं बल्कि हदीस के शब्द हैं कि 
इब्ने जुंरैज बहुत अच्छी तरह नमाज़ पढ़ते थे। मक्का वाले नमाज़ इब्ने 
जुरीज की तरह ही नमाज़ पढ़ते थे और वह रफ़ञ्ज यदैन करके नमाज़ 
पढ़ते। इब्ने जुरीज ने अता से बयान किया और वह भी रफ़ञ्ज यदैन 
करके नमाज़ पढ़ते। उन्होंने अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से सुना वह रफ़ञअ 


जुज़ रफ़उल यदैन 8 
यदैन करते थे। उन्होंने अबू बक्र सिद्दीक़ से सुना वह भी रफ़्ञ्ञ यदैन से 
नमाज़ पढ़ते थे। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्ल, से सुना आप भी शुरू 
नमाज़ और रुकूअ करने के समय और रुकूअ से सर उठाते समय रफ़् 
यदैन करते थे। यह रिवायत संक्षिप मुस्नद अहमद में भी आती है, 
बैहक़ी में विस्तार से आती है। अबू नईम ने हुलिया में भी बयान किया 
है। मजमउज्ज़वाइद, तलख़ीसुल जुबैर और तालीक्ुल मुमजद में भी आती 
है। ` 

मानो कि इस हदीस के तमाम रावी (उल्लेखकर्ता) रफ़ञ्ज यदैन 
करने वाले हैं और आप सल्ल, की वफ़ात के बाद सब बयान कर रहे 
हैं। यानी क्या इनको मालूम न हो सका कि हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ 
रज़ि. जो सारे जीवन साथ रहे और कभी भी अलग न हुए यहाँ तक कि 
क्रब्र में भी इकटठे ही हुए तो इनको मालूम न हो सका कि नमाज़ में 
काट-छाँट हो चुकी है। 
हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. 


मगर हज़रत अबू हरैरह रज़ि, बयान करते है जबकि अमीर 
. मुआविया का शासन काल था लोगों में कुछ सुस्ती और काहिली आ गई 
थी बहुत सी चीज़ें सिफ़ ग्रफ़लत की वजह से छोड़ दी गई थीं उनमें से 
एक रफ़अ यदैन भी था। लेकिन यह न था पहला करते और दूसरा न 
करते बल्कि पहला भी दूसरा भी तीसरा भी सब छोड़ देते थे। आज भी 
अरब में कुछ लोगों को मक्का के हरम वगैरह में देखा जाता है कि वे 
पहला रफ़अ यदैन भी नहीं करते तो यह उनकी सुस्ती थी जिस को 
शिकायत हज़रत अबू हूरैरह करते हैं। जैसा कि गुज़र चुका है पूरी 
तफ़सील के लिए मेरी किताब जुज़ रफ़उल यदैन देखिए । 

इस सुस्ती का ज़िक्र अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ि, और अब्दुल्लाह 
बिन अब्बास वाली हदीस में भी है। 

हर तरह से यह सुन्नते मुतवातिरह सहीहह गैर मन्सूख़ है जिसको 
क़ से कम पचास सहाबा ने ज़िक्र किया है। 


29 जुज़ रफ़उल यदैन 


रफ़अ यदैन में मसलकों का मतभेद 


अहनाफ़ यह दलील पेश करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल. ने 
पहली रफ़ यदैन पूरे जीवन किया है और इस पर जो दलीलें पेश की 
॥ बह ज़्यादातर वही हैं जिनमें तीन जगह का ज़िक्र है और यह एक 
शब्याई है कि वह सहाबा जिनसे सिर्फ़ पहली रफ़अ्ज यदैन मरवी है 
(धानी सिफ पहली का ज़िक्र है और दूसरी रफ़अ यदैन का इन्हीं से 
दुसरी जगह ज़िक्र है) पाँच सहाबी भी गिने नहीं जा सकते। हालाँकि 
हनफ़ियों का दावा है कि पहली रफ़अ यदैन पचास सहाबा से मरवी है 
और आगर रुकूअ की रफ़अ़ यदैन की हदीसें निकाल दी जाएँ तो उनका 
दावा ही ग़लत हो जाता है। मगर हिदाया के लेखक ने पहली रफ़ञज 
पैन की दलील में जो हदीसें पेश की हैं वह अब्दुल्लाह बिन उमर और 
ब हमद साइदी वगैरह की हदीसें पेश की हैं तो इसका साफ़ मतलब 
धह हुआ कि इन्हीं हदीसों में रुकूअ करते और उठते समय के रफ़् 
पदैन का भी ज़िक्र है। अल्लामा ज़ैलई ने नसबुरीयह में भी इसी तरह 
जिक्र किया है लेकिन पहली रफ़अ यदैन करने और दूसरी और तीसरी 
छोड़ने का किसी हदीस में नहीं है। 

और अगर कोई कहे कि जाबिर बिन समुरह की हदीस से इस 
रफ़आ यदैन का नस्ख (निरस्त होना) है तो फिर पहली भी साथ ही 
मनसूर समझी जाएगी । क्योंकि किसी भी सही हदीस में इसका 
इसतिसना (अपवाद) साबित नहीं है। यही वजह है कि ख़ुद अहनाफ़ भी 
किसी एक बात पर मुत्तफ़िक़ नहीं हैं कि इस रफ़अ यदैन को अहमियत 
किया है और सुन्नते साबितह मुतवातिरह के रद्द में उनकी कई एक राऐं 
है। | 

(पहला मसलक) कि तकबीरे तहरीमा के अलावा रफ़अ् यदैन 
जाइज़ नहीं है जो कि पहले सच मुच रुकूअ के समय भी जाइज़ थी 
बाद में मन्सूख हो गई। अब रुकू के समय रफ़अ यदैन करना ममनूझअ 


जुज़ रफ़उल यदैन 30 


है। 

बल्कि कुछ लोगों ने यहाँ तक लिख दिया है कि रफ़ यदैन करने 
से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है। जैसा कि अमीरे कातिब अमीरुल 
अतक़ानी (मृत्यु 758) ने इसकी नमाज़ बातिल होने पर एक पत्रिका 
लिखा है (हवाला : कशफ़ुज़्जुन्नून भाग । पृष्ठ 868) और मकहूल 
नसफ़ो का भी यही मसलक था। (हवाला : अल फ़वाइदुल बहीयह फ़ी 
तराजिमिल हनफ़ोयह पृष्ठ 2१।6 और अल हाफिज़ फ़िद्दोरिल कामिनह फ़ी 
तरजमतिल अमीर) मौलाना अब्दुल हई लखनवी रह. ने गैसुल गमाम 
पुष्ठ $5 में इसका रद्द किया है और दूसरे अहनाफ़ ने भी इस मसलक 
को क़बूल नहीं किया है। 

(दूसरा मसलक) तकबीरे तहरीमा के अलावा रफ़अ यदैन करना 
जाइज़ है लेकिन बेहतर न करना है। उनके नज़दीक रुकूअ में रफ़अ 
यदैन का मुस्तहब होना मन्सूख है जाइज़ होने का नस्ख नहीं है। और 
कोकिबुद्दरी के लेखक भाग ! पृष्ठ ।29 में लिखते हैं- ८५१ ५५५ ०१४७५ 
PSN 9 #€ FHS HP HU hal ) ५२ sd ५४५२ 
HCI) yy JIN 6 tH ॥ /४ +०5 कि हमारे और 
शाफ़ियों के बीच यह मतभेद नहीं कि नमाज़ होती है या नहीं बल्कि 
बहस यह है कि बेहतर क्या है हमने रफ़अ यदैन न करने को बेहतर 
समझा और शाफ़ियों ने रफ़अ यदैन करने को बेहतर समझा। 

फजुल बारी के लेखक ने भी भाग 7 पृष्ठ 257 में लिखा है-- 
pL 2 Ip INS Ch ४३५० 3 ४०५. (४०.३ Fe [Nes 
५5) po Leggo Ny १०००) Ey ७ pS Lad _ 3rd 


0५४७ Y 0s ५०६३ Cabal (० oo lb ७०७ 5४ Jes ks 


SHS ०५०५४ १:७०६.०/ yn 5 »। 0 Meee 3 2 59 मेरे नज़दीक दोनों 
चीज़ें साबित हैं इसमें किसी तरह का मतभेद सिवा इसके नहीं कि 
दोनों में से पसन्दीदा बात कौन सी है न कि इसके जाइज़ होने में कुछ 
इख़ितलाफ़ है और जो कबीरी शरह मुनियह और अल बदाइअ वालों ने 
मकरूहे तहरीमी लिखा है तो वह मेरे नज्दीक मतंरूक है और अगर 
उन्होंने किसी का मसलक नकल किया है तो वह मअज़ूर हैं वरना किसी 


3। जुज़ रफ़उल यदैन 
मुतवातिर मसले में मकरूह होने का फ़तवा लगाना जो सहाबा में 
॥तवातिर हो मेरे नज़दीक बड़ा गुनाह है। 

और अल बदरुस्सारी के लेखक ने भाग 7 पृष्ठ १55 में फ़रमाया 
i NS] LM dls , ४) 4४७ Fees 5 3 7५०० ) sk) Hl 2 ७ > (3! 

॥७०/ OB) ONAN ES LoL SH UE Fo LS २५०७४ ० 
0०४ gle (४० ७ UU de oa ०६२ 4B 3 peed ०... SS 
। १०५ कि रफ़अ्ज यदैन का सुबूत मुतवातिर है। सनद और अमल 
दोनों के "तिबार से और मन्सूख़ नहीं है। एक अक्षर भी मन्सूख नहीं 
बाक़। रहा बहतर होना जिस तरह अबू बक्र जस्सास ने अहकामुल 
॥रआन म अफ़ज़ल कहा है और यह फ़रमाया कि इसके मन्सूख होने 
को कई हदीस नहीं है और दोनों तरफ़ अमल करने वाले हैं बल्कि नस्ख 
॥ होने की दलील ज्यादा मज़बूत है। 

(तीसरा मसलक) कि रफ़ञ्ज यदैन करना ज़्यादा पसन्दीदा और 
00१ है जैसा कि शाह वलीउल्लाह साहब रह. ने हुज्जतुल्लाहिल 
बालजि।ह भाग 2 पृष्ठ 8 में फ़रमाया है- ४. 5. 9 5-०६. » 

Ny AN ENO BY oo 2 6 मेरे 
॥॥ ९७ दोनों चीज़ें सुन्नत हैं लेकिन रफ़अ यदैन करने वाले को मैं 
'थादा पसन्द करता हूँ न करने वाले से, क्योंकि रफ़अ यदैन की हदीसें 
धहुत ज़्यादा और मज़बूत हैं। 

और अल्लामा सिन्धी इब्ने माजा के हाशिए भाग ] पृष्ठ 282 में 
INA BS 3 gn (2! ८२०० dod Sol (४ So Js (०५ 

YN IB TENS FF) 6-० (७. 

॥ ०४३ SRF RS २४ HE 5 AYO Red ००! 

yA JF ०) 4४५ AU oho ll (७ ho Ce Hs) +*६+ 
PS ON HN AGE ४०५० BH € # HLS (७ Lgl 9 +3 
MNS HE pol 5 #५ 3 he SAGES Gb ५०६... 
SN yA AY 3५-०५ O38 2 5७ ५ जिन्होंने लिखा है 
कि इब्ने मसऊद की हदीस तकबीरे तहरीमा के अलावा रफ़्अ यदैन की 
नासिख़ है। तो यह क़ौल बिला दलील है और अगर नस्ख़ मान लिया 


जुज़ रफ़उल यदैन 32 
जाए तो फिर इसके उलट होगा (यानी इब्ने मसऊद की हदीस मनसूख़ 
होगी) क्योंकि मालिक बिन हुवैरिस और वाइल बिन हिज्र जो रफ़अ् 
यदैन के रावी हैं वह आप सल्ल. के अंतिम जीवन में मुसलमान होकर 
आए थे। इस लिए उनकी रफ़अ यदैन की हदीस इस पर दलील है कि 
रफ़ञ यदैन आप सल्ल. का अंतिम कर्म है और इसके मनसूख़ होने का 
दावा बातिल और ग़लत है और अगर मानना ही है तो फिर रफ़ञ् यदैन 
छोड़ना मनसूख (निरस्त) हो सकता है। आगे फ़रमाते हैं “ज्यादा क़रीब 
बात यह है कि दोनों काम सुन्नत हैं और रफ़ञ् यदैन की हदीसें मज़बूत 
और ज्यादा मात्रा में हैं। 
अल्लामा सिन्धी ने नसाई के हाशिए भाग । पृष्ठ 40 में भी यह 
बात बयान की है। 
. और मौलाना अब्दुल हैई लखनवी मोत्ता इमाम मुहम्मद के हाशिए 
पृष्ठ 89 में फ़रमाते हैं- 
Joy eS ८ 530 po ५७ Ghose ०-६) 
SN) yb oF LOAN ० Hy) 0! ४। ७००) १०४५ १-० (५-४ 
EAN EET SU (७३४ ७, १०६० ols («० 44.७ isLe— 
+ BN ४०४४७ 3०४ ५६५ १६०८० ०५००-०५ 4५४८-४१ 3 > pe OS 5 
SS obs ५७ bi ho (५४ oe ५३४ ७ ४! SGA ०५०७४ » en (-४ 
UB >> pie coh) + yp Loss deed ४३-३२ ५०) (६८ ) 8 
GA rel bee! AE Neg OH - OS 30४ १९७०-०५ 
lis 23 (नी is ५०१ ६४४ 
इस अध्याय में हक़ीक़त यह है कि रफ़अ यदैन करना और छोड़ना 
दोनों अल्लाह के रसूल सल्ल. से साबित हैं। मगर रफ़अ यदैन करने में 
सहाबा की बहुत बड़ी जमाअत है और न करने में एक छोटी सी 
जमाअत है और फिर उन हदीसों की सनदें भी सही नहीं हैं सिवाए इब्ने 
मसऊद रज़ि. के। इब्ने मसऊद और उनके मानने वालों की सनदों से 
दलील पेश की जा सकती है। इसी लिए हमने इस मसलक को पसन्द 


33 जुज़ रफ़उल यदैन 
किया है कि रफ़अ यदैन सुन्नते मुअक्किदह नहीं है कि इसके छोड़ने 
वाले पर लान तान किया जाए। हाँ इसका सुबूत आप सल्ल, से बहुत 
यादा है और राजेह है। और रफ़अ यदैन के मन्सूख होने का दावा जो 
तहाची ने किया है यह उनकी गलतफ़हमी है। इसी लिए अल्लामा इब्ने 
हुमाम रह, और अल्लामा ऐनी रह, वगैरह हमारे हनफ़ियों में से तसल्ली 
बका दलील न होने की वजह से तहावी रह, का साथ न दे सके और 
श्त के क्राइल है। 

(चौथा मसलक) यह है कि दोनों काम सही हैं और हम किसी को 
प्राध|मिकता देने को तैयार नहीं हैं। इस लिए मौलाना अनवर शाह 
कश्मीरी रह, अल बदरुस्सारी भाग 7 पृष्ठ 26! में फ़रमाते हैं- 44 
Abs obs HN ५४) - २५०६५ ००५) ०५७ 3 ०.४) gl cals 

Lo Ad Cl 6३2८ ७४ 5 ~ ॥ 5 ताकि तू समझ ले कि इसमें 
[ल दोनों तरफ़ एक जैसा है और छोड़ने का इन्कार भी सही नहीं। 
धा रहा यह कि रफ़्ज़ यदैन की हदीसें ज्यादा हैं या रफ़अ यदैन न 
फ! की तो हम इसमें कोई फैसला भी करने के अहल नहीं हैं। 

पे चार मसलक हनफ़ियों में हैं जो रफ़अ यदैन न करने के क्राइल 
। और इसी तरह रफ़अ यदैन करने वालों में भी कई मसलके हैं। मगर 
क मसलक तो वाजिब होने का है। 

अल्लामा सुबकी रह, अपनी जुज़ में फ़रमाते है-,-#।' ८-23 
००१४ FL FPL ends lg Fly Hl oF ३७०० । Sie rly 
0७७४) key tle AN Lo (५०0 ४), ० ५») २ ०५७ ol org |..!५.)) 
FFF) ५०५३७ ३४ Ys Lol yor) eS ३००४ ७१४३ )...०.)। ७ 
(। । ५ कि अल्लामा औज़ाई और अल्लामा हुमैदी और भी बहुत से 
णीग इसके वाजिब होने के क़ाइल हैं कि इसके छोड़ने से नमाज़ फ़ासिद 
है जाएगी और उसकी दलील यह है कि मालिक बिन ह॒वैरिस ने आप 
सल्ल, को देखा कि रफ़अ यदैन करते थे नमाज़ में और फिर यह भी 
फ़रमाया कि “जिस तरह मुझे नमाज़ पढ़ते देखो उसी तरह नमाज़ पढ़ो” 


और चूंकि यह हुक्म दिया है और हुक्म वाजिब के लिए होता है। 


दूसरा मसलक सुन्नते मुअक्किदह का है और राजेह भी यही है और 


जुज़ रफ़उल यदैन 34 


ज्यादातर का मसलक यही है। सुन्नते मुअक्किदह अगर ग़लती से रह 
जाए तो नमाज़ हो जाती है और अगर जान बुझकर छोड़ दे तो सुन्नते 


मुअक्किदह का छोड़ने वाला गुनाहगार ज़रूर होता है। जैसा कि क्रुरआन : 


की आयतों में से स्पष्ट है और मेरा ख़्याल है कि अल्लामा औज़ाई रह. 
और हुमैदी वगैरह ने वाजिब भी इसी मायना में लिया है। मगर अल्लामा 
ऐनी ने बुखारी की शरह भाग 2 पृष्ठ 7 में इन्ने ख़ुज़ैमह के शब्द नकल 
फ़रमाए हैं- ७७ | १ ८5) ४» 483.2 ९४, 5,5७५ कि 
जिसने -रफ़अ यदैन को छोड़ दिया तो उसने एक रुक्न नमाज़ का छोड़ 
दिया । 

इसके अलावा और मतभेद भी हैं। उनमें से एक यह भी है कि 
पहली तकबीर के साथ भी रफ़अ यदैन वाजिब है या नहीं। इस लिए 
तबसिरह के लेखक ने इमाम मालिक से यह क़ौल नकल किया है 4.3 
५४ कि पहला रफ़ञ्ज यदैन भी मुस्तहब नहीं है और इसमें और 
भी कई लोग इस मसलक के क्राइल हैं। तफ़सील के लिए फ़तहुल बारी 
भाग $ पृष्ठ 403 देखिए । 

और एक मतभेद यह भी है कि सजदों में रफ़ञ्ज यदैन करना चाहिए 
या नहीं? अगरचे हक़ इसमें यह है कि सजदों में रफ़अ यदैन नहीं है 
लेकिन इसके भी कई लोग क्राइल हैं जैसे अय्यूब सख़तियानी रह, 
ताऊस रह., नाफ़ेअ रह, और अता रह, आदि । 

मगर हमारे सामने सबसे बड़ा मतभेद ख़ास तौर से बरे सग़ीर 
हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में यह है कि क्‍या रुकूअ जाते और उठते 
समय रफ़्ज यदैन करना चाहिए या न करना चाहिए। हमारा यह दावा है 
कि करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह के रसूल 
सल्ल. से एक नामज़ भी रफ़अ यदैन के बगैर साबित नहीं है। इस लिए 
इसकी दलीलें पेश होंगी और जो इसके ख़िलाफ़ दलील होगी उसकी भी 
छानबीन की जागी । 





(खालिद गरजाखी) 


35 जुज़ रफ़उल यदैन 


(2098: 


ye >| TIEN) ex! (2) ueskel UR चै-*- ४ dis yl ०७ 

ip wl (७) ls EH Le Dall ७3 3.५५ 67) Sle 
ls As ४ WSS 2s ८ oa |. (रह! |, C5 
hi ५७४ । ` | Us € dls) > 9) ५७ 45 ४० all Oy) 
(७ A Ly LS JAN) LN ise (3 ¢ hdl al! oe | 
Obie Aas le (१०५८४ 9 (० ई ls ¢>) Usd! Cals 
byte 0.5... ales Ll Be) ~ Ge 
४ ile <४५७ (५७ oY: Fle sl dbs: Dizi 

बिस्मिल्लाहिररहमानिर्रहीम 
४णाम अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इस्माईल बिन इबराहीम बुखारी 

!॥, फ़रमाते हैं कि यह पत्रिका उन लोगों के रद्द में पेश कीजा रही है 
॥ नमाज़ में रुकू जाते और रुकू से सर उठाते हुए रफ़अ यदैन का 
#"कार करते हैं और जाहिल लोगों को इससे सिर्फ़ तकल्लुफ़ से ओझल 
!खते हैं। हालाँकि इसका करना और करने का हुक्म देना सहाबा से 
धाबित है और फिर इसका ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्ल. के सहाबा और 
॥बईन और तबअ् ताबईन से भी सही सनद के साथ करना साबित है। 
॥ल्लाह तआला उन सब पर अपनी रहमतें फ़रमाए ताकि इसका सुन्नत 
धोना उनके बुगज़ और दुश्मनी के बावजूद साबित हो जाए और इस पर 
॥मल करने वाले लोगों के साथ जो दुश्मनी उनके बदन के बालों में 
भरी हुई है इससे रुक जाएँ। 


sy 4.४७ Ss 


|. यह हदीस मुत्तफ़क़्र अलैह है अलग-अलग सहाबा से अलग-अलग 
शब्दों में मरवी है और अल्लामा सुयूती रह, ने इसे 'इल अज़हारुल 
(तनासिरह” में मुतवातिर कहा है। 


जुज़ रफ़उल यदैन 36 
SY hb ०.० AS SNS ४५ edi C7 par ४ 


al an ५ 2७ Sly ०. ५७ SY iy) Ue &= 
Bl ses GEN ७७ ० २.०॥ 3.५० (| 50.४) Et .५ 
bon UPd des २४७ 3 ill bes 
०१2५ ls | , (८ 4 ५ +) rt ~ 2 ७# ८८ bd 
. (७३७ ५..४ ७७ 4| (६209 ०७। gel vale 2 tsb syle 
4:८७ ht ७) ०५-७७ J + ...| es (०9 : ०५७ dsl, cll (53) 
bss) :0 ७,( | (४७ । 3 ७... /! ca ७): ७५५ (३३४७ 
> oi] ५ 3-४ ४ ¢ ("६८१ 2१४० Ss ७५०६८ ५” seg ४ 
ol GP OE ७.0 ०५5७): 30५ ९. hs |५०-५५ Co ७ 
७ «83 5७५७) : 05, ( oie per yt pr Ol 


अल्लाह के रसूल सल्ल, ने फ़रमाया है कि मेरी उम्मत में से जो 


हक़ पर क़ायम रहने वाला गिरोह हमेशा रहेगा और उनकी मुख़ालिफ़त 


करने वाले उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे। मानो अल्लाह के रसूल : 


सल्ल. की उन मुर्दा सुन्नतों को वह व्यक्ति ज़िन्दा करेगा अगरचे कुछ 
कोताहियाँ और कमियाँ हों और सच्ची नीयत से अमल करना शुरू कर 
देगा। और -उनके रोके हुए कामों को छोड़ देगा। क्योंकि ख़ुद अल्लाह 


तआला ने अपनी मख़लूक़ को यही हुक्म दिया है और अपने पैगम्बर की : 
फ़रमाँबरदारी उन पर अनिवार्य कर दी है और पैगम्बर की फ़रमाँबरदारी | 
को ख़ुद अपनी फ़रमाँबरदारी कहा है और इर्शाद फ़रमाया है कि पैगम्बर 


जो तुमको दे ले लो और जिससे रोके रुक जाओ (सूरह हशर-7) और 
यह भी फ़रमाया कि जिसने रसूल की इताअत की मानो उसने अल्लाह 
को इताअत की (सूरह निसा-80) और यह भी फ़रमाया कि मुझे क्सम 
है तेरा रब होने की यह लोग उस समय तक ईमानदार नहीं हो सकते 
जब तक तुझे अपने झगड़ों में फैसल ने मान लें फिर तेरे फैसले पर दिल 
में तंगी न करें और दिल की सच्चाई के साथ क़बूल कर लें। (सूरह 


37 जुज़ रफ़उल यदैन 


es ०) ५७ ५ $# Boyes ६४५ ०७८-/ is i or 

}। RE ) Ue Fa 4] +) els, ss dea) 3 .7* ss Sy 
Gf °, ha ५५ iia 
( od ४५ ५ 2७ (४ 


gore gr ०-2प ०२८] b= (१) 

RN he CP hall (2 BS FE OY ० 

6५2) ५५७ ७३० TN ४ ४५५४ ०४ हर 4 

sf hal 0०४८० ४४ rs ह४ १७ गे 

Rs RE (2० ).$ ३ | (8 4००) $) \5| १ FES, |) ०» 

Wore ESN 6. ४७ be (७ 
निसा-65) और फ़रमाया जो लोग मेरे पैगम्बर की मुख़ालिफ़त करते हैं 
उन्हें डरना चाहिए कि कहीं किसी मुसीबत में न फेस जाएँ या उन्हें 
सत अज़ाब न आ ले। (सूरह नूर-63) और फ़रमाया कि मेरा पैगम्बर 
तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है और हर उस व्यक्ति के लिए जो 
दुनिया और आख़िरत में अपने रब की रहमत का उम्मीदवार हो और 
अल्लाह तआला को याद करने वाला हो। (सूरह अहज़ाब-2।) 

तो अल्लाह तआला उस बन्दे पर अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए जो 

अल्लाह के रसूल की फ़रमाँबरदारी की तौफीक माँगता है। और उनके 
दर्शादात के पीछे लग जाता है और अपने मन की भूल से और अल्लाह 
फे रसूल सल्ल. की नाफ़रमानी से अल्लाह की पनाह माँगता है। क्योंकि 
अल्लाह तआला का इशदि है कि जिसने मेरी हिदायत की पैरवी करली 
वह न तो दुनिया में गुमराह होगा न क्रियामत की नेमतों से महरूम 
होगा । (सूरह ता-हा-।23) 
!. हदीस नं. । यह हदीस निम्नलिखित किताबों में भी आती है। मुस्नद 
अहमद भाग ! पृष्ठ 98,इन्ने ख़ुज़ैमह भाग ! पृष्ठ १94, अबू दाऊद बिऔन 
भाग । पृष्ठ 27], तोहफ़तुल अहवज़ी भाग 4 पृष्ठ 239, इब्ने माजा भाग ! 
पृष्ठ ।88, दारे कुतनी भाग । पृष्ठ 287 सुनन बैहक़ी भाग 2 पृष्ठ 75। 





| 
जुज़ रफ़उल यदैन 38 
प्र ld Heine CP Gp MS Syl ok 
५५ (3. Les ES २... oe] ०५७, ४४ ५५० | +ं 
(१ Hikes ००० Cp pF Cp Bes (४०४५० dns C2 Us 


रफ़अ यदैन की दलीलें 


।. हज़रत अली रज़ि, बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल 
हमेशा हाथ उठाया करते थे कन्धों तक जब नमाज़ के लिए तकर्ब 
कहते और जब रुकू का इरादा करते और जब रुकू से सर उठाते 
और जब दो रकज़तों से खड़े होते फिर भी इसी तरह करते । 

इमाम बुखारी रह, फ़रमाते हैं कि इसी तरह से यह अमल सतर 


सहाबा से मरवी है कि वे रुकूअ के समय भी रफ़ञ्ज यदैन किया 
रफ़अ्ज यदैन के रावी सहाबा रज़ि- 


इमाम बुखारी रह, फ़रमाते है कि इसको सतरह सहाबा रज़ि, 
रिवायत किया है जैसा कि इस किताब में आगे मुत्तसिलन और मौकूफ़न 
बयान है। 

।. अबू क़तादह, (2) अबू उसैद, (3) मुहम्मद बिन मुसलमह, (4) 
सहल बिन सद, (5) अबू हुमैद साइदी ज़िक्र किए गए लोगों के 
अंबू हमैद साइदी की हदीस में भी आते हैं। रावी बयान करते हैं कि 
अबू हुमैद ने दस सहाबा की सभा में कहा मैं अल्लाह के रसूल सल्ल, 
तरीक़्े के मुताबिक़ नमाज़ पढ़ता हूँ जब नमाज़ पढ़ी और इसमें रफ़ङ्ग 
यदैन किया तो दसों सहाबा रज़ि, ने उसकी तस्दीक़ की। इस हदीस को 
इमाम बुखारी रह, इस जुज़ में नं. 3, 4, 5, 6 में ला रहे हैं और यह वि 
यह हदीस निम्नलिखित किताबों में भी है। अबू दाऊद पृष्ठ 265- 266, 
१67-268 औन के साथ, मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबह भाग ] पृष्ठ 225, 
तिर्मिज़ी तोहफ़ा सहित भाग । 249, इब्ने माजा सिन्धी पृष्ठ १।3, दारमी 
भाग ! पृष्ठ 68, इब्ने ख़ुज़ैमा भाग ] पृष्ठ 297 और बैहक़री भाग ] 


39 जुज़ रफ़उल यदैन 


8६ 3 0५) (२०० ८४७ |? ls gl AN Le 02 ०४ 
NH ८) ४0) Les aN 2 370 CP Bis (५०१०४ 5.2,» 2५ 
uy yl (१) es Ps) yg (रे ss 2 (५ ए 
॥। इक से ।. अबू क़तादा अन्सारी, 2. अबू उसैद बदरी, 3. मुहम्मद 
बिंग भृभलमह बदरी, 4. सहल बिन सअद साइदी और 5. अब्दुल्लाह 
| जार बिन ख़त्ताब । 

0, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हाशिमी, 7. अनस 
बिग मालिक अल्लाह के रसूल सल्ल, के सेवक, 8. अबू हंरैरह दोसी, 9. 
॥ब्दूल्लाह बिन उम्र बिन आस, 70. अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर बिन अवाम 
पार 72, 73 । 

6, अब्दुल्लाह बिन उमर बिन ख़त्ताब की हदीस मुतवातिर हदीस है 
॥ सारी हदीसों को किताबों में आती है और यह उनके पाँच शागिर्दो से 
॥१॥ ॥। ।. हज़रत सालिम जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि, के 
छ% थे इसको इमाम साहब रह, अपनी इस किताब के नं, 2, 72, 78, 
|2, 47, 77, 78, 79, 8।, 04 में मौसूलन और मौकूफ़न आती है। 
{फे अलावा यह हदीस तमाम हदीस की किताबों में आती है जिसे 
बुखारी और मुस्लिम और सिहाहे सित्ता के अलावा भी सारे मुहद्दिसीन ने 
बथान किया है। इमाम मालिक रह, और इमाम मुहम्मद रह, दोनों ने 
॥ीत्ता में बयान किया है। इब्ने अबी शीबा और अब्ुज्ज़ाक़ ने अपने 
भसन्नफ़ में बयान किया है। इब्ने ख़ुज़ैमह और इब्ने हिब्बान ने अपनी 
अपनी सहीह में बयान किया है अर्थात दुनिया की कोई हदीस की 
किताब ऐसी नहीं जिसमें यह न आती हो। 

इसी हदीस का दूसरा शागिर्द हज़रत नाफ़ेअ जो इब्ने उमर के दास 
थे है उनकी हदीस इसी किताब के नं, ।4, ।5, 40, 49, 5।, 52, 53, 
५8, 73, 80 पर आ रही है। तीसरा शागिर्द मुहारिब बिन दसार है 
जिसकी हदीस 26 और 48 नं, पर आ रही है, चौथा शागिर्द अबुज्जुबैर 
बयान करता है जिसकी रिवायत नं. 50 पर आ रही है और पाँचवाँ 
शागिर्द ताऊस हैं जिनकी हदीस नं, 28 में आ रही है। 


जुज़ रफ़उल यदैन 40 


les] | हि oF 3S) LY! Ek ee) PO $ } PI $ i 
a a | 2) s\ 3) \ ९s \l (3! हि LPs 


अल क्ररशी, 7।. वाइल बिन हिज्र अल हज़रमी, ।2. मालिक बिन अल 
हुवैरिस । 

।3. अबू मूसा अशअरी, ।4. अबू हमैद साइदी अन्सारी, 5. उमर 
बिन ख़त्ताब, 6 अली बिन अबी तालिब और 7 उम्मे दरदा 
रज़ियल्लाहु अन्हुम हैं। 

7-8. अद्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि, और अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़िं. 
को असर और हदीसें इस किताब के नं, ।8, १।, 28, 6], 56 में आ 
रही हैं। यह मरफूआ अबू दाऊद औन सहित भाग । पृष्ठ 269, इब्ने 
माजा भाग । पृष्ठ 284, सन्धी और तबरानी कबीर भाग 7 पृष्ठ 783 
और बैहक़ी में हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ की हदीस में इन्ने ज़ुबैर से भी 
अती है भाग 2 पृष्ठ 73, मुसन्नफ़ आब्दुर्रज्ज़ाक़ और अबू नईम फिल 
हुलियह भाग 9 पृष्ठ 35 वगैरह में भी आती है। 

9. हज़रत अनस इनकी हदीस नं, 8 पर मौसूलन है और नं, 20, 
65, 74 पर मौक़ूफ़न है और इब्ने अबी शीबह भाग | पृष्ठ 255, इब्ने 
माजा भाग । पृष्ठ 284, दारे क्ुतनी भाग । पृष्ठ 290 और तलख़ीसुल 
हबीर भाग ] पृष्ठ 29। 

` ]0. अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस की हदीस अल्लामा ज़ैलई ने 
नसबुरीयह भाग । पृष्ठ 478 में बयान किया है। इमाम बुखारी रह, ने 
इसे तालीक़न ही बयान किया है, बैहक़ी में भी इशारतन आई है। 

।।. वाइल बिन हिज्र की हदीस इस किताब के नं. 0, 23, 27, 
`8], 70, 7।, 72 में आती है। इसके अलावा तहावी भाग ! पृष्ठ ]32 
मोत्ता मुहम्मद पृष्ठ 72, दारे क्ुतनी भाग | पृष्ठ १9] बैहक़ी भाग 2 
पृष्ठ 87, मुस्नद अहमद भाग 4 पुष्ठ 3।7, मुस्लिम भाग 2 पृष्ठ 4, 
अबू उवानह भाग 2 पृष्ठ 97, अबू दाऊद भाग । पृष्ठ 263, इन्ने 
हिब्बान भाग $ पृष्ठ १54, मुसन्नफ़ अब्दुरज्ज़ाक़ भाग 2 पृष्ठ 28 और 
मुस्नद हुमैदी भाग । पृष्ठ 392 वगैरह में भी आती है। 


4| जुज़ रफ़उल यदैन 


।2. मालिक बिन हुवैरिस इनकी हदीस इस किताब के नं. 7, 54, 
७५, 66, ।02 'में आ रही है। यह नसाई भाग 2 पृष्ठ 94, 52, मुस्नद 
अहमद भाग 5 पृष्ठ 58, इब्ने माजा भाग । पुष्ठ 282, अबू उवानह 
भाग 2 पुष्ठ 94, बैहक़ी भाग 2 पृष्ठ 7। और दारे क्रुतनी भाग ] पृष्ठ 
09 । 

।8, अबू मसा अश्री को मौसूल हदीस दारे क्रुली भाग ] पृष्ठ 
202 हैं आती ॥। यह बैहक़ी और नस्बुरीयह में भी आती है। 

।॥, हरत उभर बिन ख़त्ताब यह हदीस बैहक़ी भाग 2 पृष्ठ 74 में 
ब्धान ह | 

।॥, हज़रत अली रज़ि, की हदीस और उसके हवालाजात हदीस नं. 
| हैं गुर चके &। 

।॥, हज़रत अबू हुंरेरह इनकी हदीस नं, ।9, 22, 57 पर आ रही है 
||! धह मुस्नद अहमद भाग 2 पृष्ठ 32, इब्ने माजा भाग ! पृष्ठ 282, 
|} कृती भाग । पृष्ठ ११8 और इन्ने ख़ुज़ैमह भाग ! पृष्ठ 234 में भी 
शती & । 

।7, उम्गे दरदा रज़ि, इनका असर नं, 24, 25 में आ रहा है। 

हमाम बुखारी रह, ने यहाँ पर तो सतरह नाम ही गिनवाए हैं और 
॥. 27 की हदीस के बाद हज़रत उमर रज़ि, की हदीस मुअल्लक़न ज़िक्र 
की & और इसके बाद हज़रत अबू हरैरह रज़ि, को हदीस मुअल्लक़न 
॥।र हज़रत जाबिर और उबैद बिन उमैर अन अबीहि की भी ज़िक्र की 
है । यानी दो नामों का इज़ाफ़ा किया है। 

।8. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह का असर इस किताब के न॑. 
।॥, ७। में आता है। इन्ने माजा ने मरफू़् पृष्ठ 62, मुस्नद अहमद 
भाग $ पृष्ठ 3।0 और तलख़ीसुल जैर भाग ] पृष्ठ 2।9 ज़िक्र किया है। 

।9. उबैद बिन उमैर अन अबीहि यानी उमैर अल्लेसी की हदीस 
हुने माजा हिन्दुस्तानी पृष्ठ 62 और सिन्धी के साथ भाग । पृष्ठ 283 
आती है। | ॒ 

20. अबू सईद ख़ुदरी इमाम साहब रह, ने इनका भी ज़िक्र नं, ।8, 
७। में मुत्तसिलन किया है। यह असर मौसूल है, यह इब्ने अबी शीबह 





जुज़ रफ़उल यदैन 42 


भाग ] पृष्ठ 285 में भी आता है। 

१।, 22. इसके अलावा इमाम बुख़ारी रह, ने अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद की हदीस जिसे अहनाफ़ पेश करते हैं जो अगरचे सही नहीं है। 
इसको सही सनद वाली हदीस जो अबू दाऊद भाग । पृष्ठ १72, नसाई 
भाग 2 पृष्ठ 84, इन्ने ख़ुज़ैमह भाग | पृष्ठ 307, दारे क्रुत्नी पृष्ठ 389 
और बैहक़ी भाग 2 पृष्ठ 72 वगैरह में भी आती है। इसमें ततबीक़ का 
ज़िक्र है और रफ़ञ् यदैन का भी ज़िक्र है जिसकी हज़रत सअद बिन 
अबी वक्रक्रांस ने ततबीक़ को रद्द किया है और रफ़अ यदैन को रद्द नहीं 
किया है। इसका वर्णन अपनी जगह पर आएगा। मानो कि इब्ने मसऊद 
रज़ि. और हज़रत सञ्जद रज़ि, के नाम मिलाकर कुल बाईस हुए। 

१3. हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ि, गैर मुत्तसिल और गैर सही 
रिवायत जिसे अहनाफ़ पेश करते हैं। असल में हज़रत बरा बिन आज़िब 
को मुत्तसिल हदीस इमाम बैहक़ी ने पेश की है जिसमें रुकूअ में जाते 
और उठते समय रफ़ञ् यदैन का ज़िक्र है भाग 2 पृष्ठ 77। इसके 
अलावा भी जिन सहाबा से रफ़अ यदैन रुकूअ में साबित है उनका ज़िक्र 
कर देना बेहतर समझता हूँ ताकि पाठकों को ठूडने में परेशानी न हो। 

१4 से 30. इमाम हाकिम फ़रमाते हैं सिफ़ रफ़अ यदैन एक ऐसी 
सुन्नत है जिस पर वह दस सहाबा अमल करते थे जिनको दुनिया में 
जन्नत की ख़ुशख़बरी दी गई थी और यह दस सहाबा निम्नलिखित हैं : 
अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि., उमर बिन ख़त्ताब रज़ि., उसमान बिन अफ्फ़ान 
रज़िः, अली बिन अबी तालिब रज़ि,, सअद बिन अबी वक़ास रज़ि,, 
अबदुर्रहमान बिन औफ़, जुबैर बिन अव्वाम, तलहा बिन उबैदुल्लाह, सईद 
बिन ज़ैद और अबू उबैदह बिन जरीह रज़ियल्लाहु अन्हम इनका ज़िक्र 
इन किताबों में है : तोहफ़तुल अहवज़ी भाग | पृष्ठ 2।9, नैलुल अवतार 
भाग 2 पृष्ठ ।49, तसहीलुल क़ारी पृष्ठ 42, बैहक़ी भाग 2 पृष्ठ 75, 
तालीक़ुल मुमजद पृष्ठ 9], अवनुल बारी पृष्ठ 3।3, नस्बुरीयह भाग ] 
पृष्ठ 47, तलख़ीस पृष्ठ 82 इनमें हज़रत उमर रज़ि, और हज़रत अली 
रज़ि, की हदीस का ज़िक्र अलग भी आ चुका है। हज़रत अबु बक्र 
सिद्दीक़् रज़ियल्लाहुअन्हुम को हदीस भी बैहक़ी में आती है भाग 4 पृष्ठ 


43 | जुज़ रफ़उल यदैन 


78 और हज़रत उस्मान रज़ि, का असर जुज़ सुब्की में अलग भी आता 
४ । मुसन्नफ़ अब्दर्रज्ज़ाक़् भाग 2 पृष्ठ 70 में भी है और हज़रत सअद 
बिन बक़्क़ास रज़ि, का ज़िक्र भी ऊपर गुज़र चुका है। बाक़ी के लिए 
यह असर ह । 

४।, आब्दुल्लाह बिन जाबिर अल बयाज़ी का ज़िक्र बैहक़ी में आता 
हैं भाग 2 पष्ठ 75 । 

४2, आबान अल मुहारबी का ज़िक्र इब्ने अबी मुनदह ने किया है 
(आ असाबह लिइब्ने हिज्र) के हवाले से। |. 

५५, अबू उमामह बाहिली का ज़िक्र अल्लामा इन्ने जोज़ी ने किया 
॥ । ॥ीजुआते कबीर भाग । पुष्ठ, 98 

५॥, अबू दरदा रज़ि. का ज़िक्र अल्लामा इन्ने हज़म ने महल्ली में 
किया है भाग 4 पृष्ठ 79। 

५५, एक देहाती से रफ़अ्ज यदैन को हदीस है जो मुस्नद अहमद 
भाग 8 पषठ 6 में भी आती है। 

५6, हज़रत हुसैन बिन अली रज़ि, का ज़िक्र भी अल्लामा इन्ने 
| ने किया है। मौजूआत भाग 2 पृष्ठ 98। 

४7, हकीम बिन उमैर का ज़िक्र मुस्नद अहमद में है और अल्लामा 
॥ब्दुल ऐई ने तालीक़ुल मुमजद में ज़िक्र किया है। 

58. इमरान बिन हुसैन का ज़िक्र भी अल्लामा इन्ने जोज़ी ने किया 
॥ । मीज़ुआत। 

59. उक़बा बिन आमिर का ज़िक्र तबरानी कबीर भाग ॥7 पृष्ठ 
।97 में आता है। अल्लामा हैसमी ने मजमउज्ज़वाइद में भी ज़िक्र किया 
॥ । भाग 2 पृष्ठ 03। 

40. फुलतान बिन आसिम अल जरमी इसका ज़िक्र अबू नईम ने 
॥ख़बारे असबहान में किया है भाग 2 पृष्ठ 62। 

4।. क़तादह रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लामा सुब्को ने अपनी जुज़ में, 
अब्दुर॑ज्जाक़् ने मुसन्नफ़ में ज़िक्र किया है भाग 2 पृष्ठ 68। 

42. मुआज़ बिन जबल अल्लामा अब्दुल हैई ने तालीक्ुल मुमजद 
पृष्ठ 9। और तोहफ़तुल अहवज़ी भाग ] पृष्ठ ।34 में सुयूती को अल 


जुज़ रफ़उल यदैन 44 


०2 ५५०५ Creek) J 
ol of pel ०५७० Bg il yes Loe ७४०५७ 


HP NN Ch bs Ll ०५० #; sil eel 


हज़रत हसन रज़ि, और हमैद बिन हिलाल कहते हैं कि अल्लाह के 
रसूल सल्ल. के सारे सहाबा रफ़अ यदैन किया करते थे और उन्होंने 
किसी एक सहाबी को भी इससे अलग नहीं किया और इसके अलावा 
किसी एक सहाबी से भी इसके ख़िलाफ़ कोई चीज़ पूरे तौर पर सुबूत 
को नहीं पहुँचती । 
इज़हारुल मुतनासिरह के हवाले के साथ ज़िक्र किया है। 

43 से 5।. अबू मसऊद भाग । पृष्ठ 43 अन्सारी, 44. उबई बिन 
कसब, 45. हज़रत बुंरैदह, 46. हसन बिन अली, 47. ज़ैद बिन साबित, 
48. ज़ियाद बिन हारिस अस्सदाई, 49. सलमान फ़ारसी, 50. हज़रत 
आइशा बिन्त सिद्दीकृह और 5. अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हुम 
का अल्लामा वहीदुज्ज़मा ने तसहीलुल क़ारी प्रष्ठ 774 में किया है। 


चौदह सौ सहाबा रज़ि. 

ज़ियाद बिन हरमलह कहते हैं मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से पुछा 
तुम हुदैबियह की सन्धि के दिन कितने आदमी थे तो उन्होंने कहा कि 
हम चौदह सौ आदमी थे और नमाज़ में हर तकबीर पर रफ़ञ्ज यदैन 
करते थे। मजमउज़्ज़वाइद भाग 2 पृष्ठ 70] 
सारे सहाबा का इजमाअ (सहमति) 

।. इस किताब में ही आगे नं, 29, 30 में है कि हज़रत हसन 
बसरी रह, और हुमैद बिन हिलाल कहते हैं कि सारे सहाबा नमाज़ में 
इसी तरह रफ़अ यदैन करते थे जैसे पँखे हैं। 

यही वजह है कि इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाहि अलैह ने दावा किया है 
कि किसी एक भी सहाबी से सहीह सनद के साथ साबित नहीं कि वह 
रफ़अ यदैन न करता हो । 


45 जुज़ रफ़उल यदैन 


Soh als ४. al ele cp 5-७ LP Rls) LIS) ७७.०, ५ 
ee ०५०० A Gf ४:०५ ols rads pills Gill al 
UR (७५ ho Cp (०४ ७७५ EL) Yl CR ०४०७) ६० Uy ५५३७० 
HS JN ds Cr 9 Pho (2 >> 2 BLS 
2५० wy Mes 0,०४७ 3 (3५०५ 22२८० (२५ (०-५ PLS Ll 
vas ,'j Lr /४ हि RR ls xP 7 iil 49 ५3 ३-० 6४० 3 
WN A SE “२३०४ el CP ४39४ WSS ilps 
it! le IS, ५५. 62 Sy Bs 02७४ .७, 
BES FE MLSS tre ५ here DCM Ol 
Uh MA) LA AS) PS (+ई ek ४2 i al As 3 
५४ ७७४ (५४४ Y (४ २००) FS EE ५2 ७४५०५ ५ (~ 
- dn al ७ ५२०५ i 
और यही चीज़ बहुत से मक्का, अहले हिजाज़, अहले इराक़, शामी, 
बरी, यमनी और अहले ख़ुरासान के उलमा से मरवी है। इन में से !. 
शद बिन जुबैर, 2. अता बिन अबी रबाह, $. मुजाहिद, 4. क़ासिम बिन 
॥ुहम्मद, 5. सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर, 6. उमर बिन अब्दुल 
आज़ीज़, 7. नोमान बिन अबी अयाश, 8. हसन, 9. इब्ने सीरीन, 70. 
ताऊस, ।]. मकहूल, ।2. अब्दुल्लाह बिन दीनार, ]3. नाफ़ेअ मौला 
॥ब्दुल्लाह बिन उमर, ।4. हसन बिन मुस्लिम, 5. क़ैस बिन सअद और 
भी बहत से हैं। 
और ॥6. हज़रत उम्मे दरदा भी रफ़अ यदैन किया करती थीं । 
और 77. अब्दुल्लाह बिन मुबारक और उनके शागिर्द ]8. अली 
बिन हुसैन, 9. अब्दुल्लाह बिन उमर और 20. यहया बिन यहया भी 
फ़अ यदैन किया करते थे। 
और बुखारी के मुहद्दिसीन भी रफ़ञ्ज यदैन किया करते थे। उनमें से 
{सा बिन मूसा, कअब बिन सईद, मुहम्मद बिन सलाम, अब्दुल्लाह बिन 


।. अब्दुल्लाह बिन मुबारक की रिवायत आगे आ रही है नं. 42 में 


जुज़ रफ़उल यदैन ॒ 46 


erly 0००७ ५ (9८4 ME 2s | 2 ७५.० SS 
डी *। ०५०) (८ dso ००७ Ux ८ pl Ss |: Cl 
pO loo (री al Ns = ५४५०५ 
| ५०४०० (2 oF 2१ ४०५० CP Sp SS 
Bo Saf ७४०५६ (४ <. » sf (४.० -। 
IBS lod ७० BiB ०५० Cob ०४ wl (७ Bs 
rd (५ ८४० ७.2 ESN ७ «el 





मुहम्मद मुस्नदी। और इनके अलावा भी बहुत से इल्म वाले हैं जो रफ़अ 
यदैन के मसले में इख़्तिलाफ़ नहीं करते । 

और अब्ुल्लाह बिन जुबैर, अली बिन अब्दुल्लाह, यहया बिन मईन, 
अहमद बिन हम्बल और इसहाक़ बिन इबराहीम। इन सब हदीसों को 
अल्लाह के रसूल सल्ल. से साबित करते हैं और इसे हक़ समझते हैं। 
और हाल यह है कि ये लोग अपने दौर के मशहूर और मारूफ़ अहले 
इल्म में से थे। 

और इसी तरह यह हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन ख़त्ताब से भी 
मरवी है। 

2. अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि, फ़रमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल 
सल्ल, को देखा रफ़अ यदैन करते जब तकबीर कहते और जब रुकूअ से 
सर उठाते और सजदों में रफ़अज यदैन उ करते। 
और इमाम तिर्मिज़ी ने उनका असर नकल किया है भाग । पृष्ठ 220 
और अब्दुल्लाह बिन मुबारक के शागिर्दो में से अहमद बिन हम्बल रह. 
यहया बिन मईन, इब्ने महदी रह., वकीअ बिन अल जरीह रह. भी हैं। 
उनका ज़िक्र आगे आ रहा है। 

।. यह इमाम बुखारी के शिक्षक हैं। अब्दुल्लाह बिन जुबैर बिन ईसा 
अल मक्की अल क्रुरशी। दूसरे अली बिन अब्दुल्लाह बिन मदीनी रह, 
हैं। बाक़ी भी सब इमाम साहब रह. के शिक्षक हैं। 


47 जुज़ रफ़उल यदैन 


फनी (६ > 2 हैं) ४५ (४ | 0०७५ dis zed 
RI « SPP SE 
Sl pied २.० lol yrs tp is 
39.2) eae! bl Usd oY, 2 (2 १२०४ अर! oA 4 | 
GSI Ys २.०० ७७.४ ००४ ७५ ७५ ९५५३४ :।/५ 8: 4 ०... 
Deblos : ४७ ६ ४3७ : |/७ . 4-७, (/ : ८७ ४७ ० 
- ४८३ | ४७ OS) 


और अली बिन अब्दुल्लाह फ़रमाते है जो कि अपने ज़माने के 
सबसे बड़े आलिम थे कि रफ़्अ यदैन करना मुसलमानों पर वाजिब है। 
इस हदीस की वजह से जो ज़ुहरी रह, ने सालिम रह, से उसने अपने 
बाप अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत किया है। 

$. हज़रत अबू हुमैद रज़ि. दस सहाबा की सभा में फ़रमाते हैं। 
उनमें से एक अबू क़तादा बिन रबआऔ रज़ि, हैं कि मैं आप सल्ल, की 
नमाज़ को तुम से ज़्यादा जानता हूँ, उन्होंने कहा कि तुम कैसे ज्यादा 
जान सकते हो जबकि न तुम हम से पहले ईमान लाए और न ही ज़्यादा 
आपके साथ रहे तो उन्होंने कहा मैं सिफ़ नमाज़ के मसाइल ही पर 
ध्यान देता रहा तो उन्होंने कहा कि फिर बयान कीजिए तो उसने कहा 
कि जब आप नमाज़ के लिए खड़े होते तो रफ़्म यदैन करते फिर जब 
रुकूअ करते और रुकू से सर उठाते तो फिर भी रफ़अ यदैन करते 
और जब दो रकक्षतों से खड़े होते तो भी रफ़ञ यदैन इसी तरह करते । 


१, यह हदीस मुतवातिर है और तमाम हदीस' की किताबों में आती 
है और इसके सारे रावी भी रफ़अ यदैन के करने और कहने वाले हैं। 


जुज़ रफ़उल यदैन 48 





FNL 2 web loll: gyi 
« १५ ,७ Has 
बन पर न (2-०० न: (९० sets dls Sled -t 
अत! ५5०० (० ye (०५०० Ul Dlg Ub sls । sys एह 
NR Fels ७॥ ७७ (०) (2 Ey o>] ds “le dl ko 
| ८७५० ods ly २५ ४५ Bi sl 
< ट ४ sys Up ALS es ५ Mls bss) 
५६५७ heel ols de> | onc Jb (0 ५. Cf ok = Oks 
als isl, bol १००) SNe |), YB UP We 9 drs ५३४ 
ds ७॥ |.० dss) Ns Sls! bl: Le »| ०७ bs 
१ ९-९ ७४४ ES IS UY (2 6 ९-९ ED ४७ ¢ ds 
| 
इमाम बुखारी रह. फ़रमाते हैं कि अबू आसिम से उस हदीस के 
बारे में पूछा जिसे अब्दुल हमीद बिन जाफ़र ने बयान किया तो उन्होंने 
इस को मारूफ़ यानी सहीह कहा। 

4. दूसरी सनद से कि अबू हमैद दस सहाबा की मजलिस में बयान 
फ़रमाते हैं उनमें एक अबू क़तादा बिन रबओ॥ थे कि मैं तुम सबसे 
नमाज़ के मसाइल ज्यादा जानता हुँ तो फिर हदीस बयान की तो उन 
दस सहाबा न कहा तू ठीक कहता है। इसी तरह आप की नामज़ थी। 

5. तीसरी सनद से हज़रत अब्बास बिन सहल कहते हैं एक सभा में 
अबू हुमैद, अबू उसैद, सहल बिन सअद और मुहम्मद बिन मसलमह 
जमा थे तो वहाँ नमाज़ का ज़िक्र हुआ तो अबू हमैद ने कहा कि मैं 
आप को नमाज़ को ख़ूब जानता फिर क्रियाम किया तो रफ़अ यदैन 
किया फिर रफ़अ यदैन करके रुकूअ किया और घुटनों पर हाथ रखे। 

।. तहावी ने किसी और हदीस की सनद पर एतिराज़ किया है 
जिस का जवाब इमाम साहब रह. ने दिया है। 

2. इन हदीसों की तख़रीज शुरू पृष्ठ 3 में गुज़र चुकी है। 


49 जुज़ रफ़उल यदैन 


i, Sil pl bl 5 ४७०७५ ४ ( Dn ks bi - 

०५ $२७ PS ASU Slt he op oll i 
bo BO) 5५०० Fol ४ ०३५४ (6४ dees Ply ... 
SNS ७०७ 6, ०७ : oe | ls hs dw 
se dw ii je 4 dye) ५७ el : | ७७ 

4०50 Wp ०:०७ ८४०७ » ca yl pl se _५ 

dN op 2८४७५ (४ CF sl 
RB) (4 (5. ists os 4 5 (3! ie Ml Os) 0७४ : we 
ESS 6 4-०) 


he 5 > bs is US > Rg) 4} Ls CH hes (४.७० -N 


८? ils ५ हर! APY Cre pls ur baal) ५ ५) |....> 
>, ८ (= SISOS Fs al se) ol SY, (3 ३7 (४ 3 


6. चौथी सनद से अब्बास बिन सहल साञ्जदी कहते हैं कि मैं अबू 
क्रतादा रज़ि., अबू उसैद रज़ि, और अबू हुमैद के साथ बाज़ार में था वह 
कहते थे कि मैं आप की नमाज़ को ख़ूब अच्छी तरह से जानता हूँ। फिर 
उन्होंने एक को कहा नमाज़ पढ़ी फिर तकबीर कही फिर क्रिरअत की 
फिर तकबीर कही और रुकू (यानी कुछ शब्द का इज़ाफ़ा किया) तो 
सबने कहा सचमुच तूने आपकी नमाज़ को ठीक बयान किया है। 

7. मालिक बिन हुवैरिस बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल. 
जब नमाज़ के लिए तकबीर कहते तो रफ़अ यदैन करते और जब 
रुकूअ करते और रुकूअ से सर उठाते तो भी रफ़ञ्.यदैन करते । 

8. हज़रत अनस रज़ि, बयान करते हैं कि अल्लांह के रसूल सल्ल 
रुकूअ के समय भी रफ़अ यदैन किया करते थे। | 

9. हज़रत अली रज़ि, बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल. 


जुज़ रफ़उल यदैन 50 


> \3 A 9 2 ७) | > |, | \s ls PR है, ५) 3 (2 ४ +5. 

५१ ¢ ७ 3 FE tsb RS SNe ७१ (४४ ५3 कक. Ys ६5 | ५१ ६. 
क्‍ 235, ७.४४ ५.७ Os Uo 

ya eu cr ~ bt SS? Jal ¢ yl dsr 


८ & lsd €(३3।| (७४४० FY bs Up al Caen 


७) sl) | LS AS >> € 4) (२० sa) द LS Pe Pi 
SN Ss 
LR ०.२५ २२ eo UF Us SS »| (५53०७ Sob $) 
ssl ANN (३ ०-० AH ४४० 


जब भी फ़र्ज़ नमाज़ के लिए खड़े होते तो तकबीर कह कर कंन्धों तक 
रफ़अ यदैन करते फिर जब रुकूअ करते औरं रुकूअ से सर उठाते तो 
भी इसी तरह करते और अपनी नमाज़ में बैठने की हालतों में किसी 
“जगह रफ़अ यदैन न करते फिर जब दो रकञ्तों से उठते तो रफ़अ यदैन 
करते और तकबीर कहते। : 

।0. हज़रत वाइल बिन हिज्र बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम 
सल्ल. के साथ नमाज़ पढ़ी तो आप सल्ल. ने शुरू में तकबीर कही और 
रफ़अ यदैन किया फिर रुकूअ करते समय भी और रुकूअ के बाद उठते 
समय भी रफ़ञ्ज यदैन किया । 

` 7]. इमाम बुखारी रह. फ़रमाते हैं कि अबू बक्र नहशली ने हज़रत 
अली रज़ि. की हदीस बयान की है कि पहली तकबीर पर रफ़अ यदैन 
किया बाद में नहीं किया (इसका जवाब है) कि उबैदुल्लाह की हदीस 
(जो नं. । में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है) वह शाहिद है 
यानी गवाही के तौर पर बयान है (जबकि यह असर शाहिद नहीं है) 
क्योंकि यह उसूल है) कि जब दो आदमी बयान करने वाले हों, एक कहे 
कि मैंने देखा इस तरह किया, दूसरा कहता है कि मैंने ऐसा करते नहीं 
देखा तो जिसने कहा मैंने करते देखा वह दलील होगा और जो कहता है 


Sl जुज़ रफ़उल यदैन 
Js bs 40) adsl Jb ae (७७ SN) (5५) 3७ ५ ls ३» 
bod gills ०.७७ sp ७ < ०४५ sib oy le 
Hop Hs ०७ ४५७, ed ७७८ | ४२ ७५५ » («८५७ 
Pa] ४५००) ५ 5७ ®> NN OH Lf ONS Ol > CLAS 
J ०७ ०७.४, ol oe Veh s (२2०७) Uo hen i 
alert ails २०६) dls] ff ssl cs] 
/ ०७ «> ०७ Bh by Lab 4०४ ON dy PL २.५ 
- “कलर 
७ Ne 5290 ०४३ : Gp ४ Gre ०७ 
WS ५2! eo 


नहीं किया वह दलील नहीं होगा। क्योंकि वह इस काम को याद नहीं 
रख सका। ऐसे ही अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ि. कहते हैं कि अगर दो 
गवाह कह दें कि फ़लाँ के एक हज़ार दिरहम फुलौँ के ज़िम्मे हैं। क्योंकि 
उन्होंने इसकी प्रतिज्ञा को है तो दो गवाहों की बात मानी जाएगी तीसरे 
को बात नहीं मानी जाएगी । 

इसी तरह हज़रत बिलाल रज़ि. कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल 
सल्ल. को ख़ाना काबा में नमाज़ पढ़ते देखा है और फ़ज्ल बिन अब्बास 
रज़ि, कहते है नहीं पढ़ी तो हज़रत बिलाल रज़ि, की बात मानी जाएगी । 
क्योंकि वह (दलील और) गवाह है और जो कहता है नहीं पढ़ी उसकी 
बात छोड़ दी जाएगी । | 

अब्दुर्रहमान बिन महदी कहते हैं कि मैंने सुफ़ियान सूरी से नहशली 
की हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा वह साबित नहीं है यानी 
उसकी सनद सहीह नहीं, उसके सहीह होने से इन्कार किया । 


जुज़ रफ़उल यदैन 52 


ep oP lop <७ 0(॥ ५०५ G2 She ४-७ -\Y 

Nall ट |3। PY gd 49०७ (४२१ IC i; al ५) १०) ७ Vals 

Bs 20.४ Cag) ESN ~) 6-० १५ ESS 3७ 
NE YE ८७३ gr Y 

।2. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रजि. बयान करते हैं कि अल्लाह 
के रसूल सल्ल. हमेशा रफ़अ यदैन करते,जब भी नमाज़ शुरू करते और 
जब भी रुकू करते और रुकूअ से सर उठाते और सजदों में न 
करते । 

।. यह वही हदीस है जो मोत्ता इमाम मालिक रह. में है लेकिन 
मोत्ता की असल किताब में रुकूअ करते समय रफ़ञ यदैन का ज़िक्र है 
और रुकूअ से उठते समय रफ़ञ्ज यदैन के शब्द लिखने से रह गए हैं। 
और फिर इसी तरह के शब्द यहया बिन बुर्कैर रह., क्रअनबी रह, अबू 
मुस्अब रह., सईद बिन अबी मरयम रह., सईद बिन अफ़ीर रह. और 
इमाम शाफ़ई रह. ने भी नकल कर दिए हैं हालाँकि या यह किताब की 
गलती है क्योंकि उस समय हाथों से किताब नकल की जाती थी या फिर 
किसी रावी की ग़लती है। इसके ख़िलाफ़ बीसियों रावी से वह शब्द 
ज़िक्र हैं जिस तरह इमाम बुखारी की जुज़ में हैं और इमाम दारे कुली ने 
इसे ग़राइबे मालिक में ज़िक्र किया है जोकि निम्नूलिखित हैं- इब्ने 
वहब, इन्ने क्रासिम, यहया बिन सईद, इब्ने अबी अवेस, अब्दुर्रहमान बिन 
महदी, जुवैरियह बिन अस्मा, इबराहीम बिन तहमान, इब्ने मुबारक, बशर 
बिन उमर, उसमान बिन उमर, अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ अत्तिन्नेसी, ख़ालिद 
बिन मख़ल्लद, मक्की बिन इबराहीम, मुहम्मद बिन हसन (मोत्ता इमाम 
मुहम्मद पृष्ठ 95), ख़ारजह बिन मुसअब, अब्दुल मलिक बिन ज़ियाद 
अन्नसीबी, अब्दुल्लाह बिन नाफ़ेअ अस्साइग़, अबू क्ुर्रह मूसा बिन 
तारिक्र, मुतरफ़ बिन अब्दुल्लाह, क्रुतेबा बिन सईद इनके अलावा इमाम 
जुहरी के शागिर्द अज्जुबैदी, मअमर, अवज़ाई, मुहम्मद बिन इसहाक, 
सुफ़ियान बिन हुसैन, अक्रील बिन ख़ालिद, शुऐब बिन अबी हमज़ह, इब्ने 


53 जुज़ रफ़उल यदैन 


bP 9 ७3 2 ५ 2 ४०७५२. Ol bye (१४) 
४ ४) BIOS SGN he op (५ ७०० dl SG ०७७ Cl 
rR) (3 ¢+ 5 sl bye Sul (९ 

2 ०१०५-५७ 0७४ Gs Nb ०७ G Bleu (१६३) 
<) eo 3५ 66) ls 5: ०-९ (७) Hall hl || ०७४ 
Sd op eb Bb ESSN Gp 


।3. दूसरी सनद से इन्ने उमर रज़ि, की हदीस है कि जब नमाज़ के 
लिए काबे की तरफ़ रुख़ करते तो रफ़अ यदैन करते और फिर जब 
रुकूअं करते और जब रुकू से सर उठाते और जब दो रकक्षतों से 
उठते तो भी रफ़अ यदैन करते। 

।4. तीसरी सनद से इब्ने उमर रज़ि, की हदीस है कि जब नमाज़ 
के लिए काबे की तरफ़ रुख़ करते और फिर जब रुकूअ करते और जब 
रुकू से सर उठाते और जब दो रकञ्जतों से उठते तो भी रफ़ञ्ज यदैन 
करते । 


उययनह, यूनुस बिन यज़ीद और यहया बिन सईद अन्सारी सारे के सारे 
इस तरह बयान करते हैं कि रुकूअ जाने और रुकू से उठते समय भी 
रफ़ यदैन करते थे (अत्तहमीद भाग 5 पृष्ठ 6 वगैरह) 

इससे यह भी मालूम हुआ कि मुदव्वनह में जो सहनून तन्नोख़ी की 
रिवायत से इब्ने वहब अन मालिक की रिवायत है-।3। «५५७ «5 +५७८5 
5 Na) +5 (--४| कि “जब नमाज़ शुरू करते तो शुरू की 
तकबीर कहते रफ़अ यदैन करते आख़िर समय तक हदीस” तो यह 
हदीस अस्ल में संक्षिप्त है। लेकिन अहनाफ़ इसे अपनी दलील समझ बैठे 
हैं। हाल यह है कि इब्ने वहब की पूरी रिवायत पूरे तौर पर ऊपर मौजूद 
है। 

इसके अलावा एक और भी हदीस इन्ने उमर से है जिसको इमाम 
हाकिम ने मौज़ूअ और बातिल लिखा है। 


न हीं 


he 2 HH Shel gs (१०) 
Ns 5h BIOS ७० Bg) 70 (४0 ७४ oP Eu ly yl 
bsg BS ॥ ९० ७०४ 

FA FE GY ७32५ Sid ०४ (११) 
dsl Yl uw ४० dds) os pl sl le 
5 4००५४ ०४| ne ol or hia All ५० Pr 
te oe US Gal Ge 
७ ७/ YMG) ००5) yl hal Gs ४, 
AS gab BAN Res Boe ol 
१७ fol <४ॉ, ७५ . ०७ ५ ९ ५+ rs oN 

०४७० oF NY i ०७० ० gf id ०५ 
J oly 9 ml 


००) Lens (. ४ 


5. नाफ़ेज़ कहते हैं कि इब्ने उमर जब किसी आदमी को देखते 
कि वह नमाज़ में रफ़ञ् यदैन नहीं करता तो उसे कंकड़ों से मारते: 

।6. इमाम बुखारी फ़रमाते हैं कि मुजाहिद से बयान किया जाता है 
कि उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर को रफ़अ्ज यदैन करते नहीं देखा मगर 
सिफ़ पहली तकबीर में। विद्वान कहते हैं कि यह बात इब्ने उमर रज़ि, 
से महफूज़ नहीं यानी सही साबित नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि 
नमाज़ में कोई भूल हो गई हो जैसे और जगह भूल जाते हैं या और भी 
सहाबा नमाज़ में भूल जाते रहे और दो तीन रकत पर सलाम फेर 
देते। क्योंकि अब्दुल्लाह बिन उमर तो रफ़अ यदैन न करने वाले को 
ककड़ों से मारते तो जिसका वह हुक्म करते उसे ख़ुद कैसे छोड़ सकते 
हैं। क्योंकि उन्होंने ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्ल, को करते देखा था। 
और यह कि इमाम बुखारी रह. फ़रमाते हैं कि मुझे यहया बिन मईन ने 
कहा कि मुजाहिद का यह असर सिफ़ वहम और गुमान है इसकी 
हक़ीक़त कुछ नहीं । 


>> जुज़ रफ़उल यदैन 
MLS se (| (४२५५० ४०००५ ८7 hae ४-०-(१४) 
be pe cs Bis 0७४७७ FG. sr ४ ५5 cp ll 
glade As 2 ree alo 
७ ०५५७ fs ५०० PH ५४ ०| OL SS ५.० 
MYDS YN OS): Sy ०४७ ५ ० 3३५ (७ २-४ 
ab os] wl 
og Asli I ० a), 
3 ७०५ ८४ ७ (५ gr Le pele We २० ७ eet 
I) RR oly yb ५2) ls YN || 


।7. उमर बिन मुहाजिर कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन आमिर ने मझे 
कहा कि मेरे लिए उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से इजाज़त माँगो मैंने 
इजाज़त माँगी तो उन्होंने इजाज़त देने से इन्कार कर दिया क्योंकि उसने 
अपने भाई को रफ़ञ् यदैन करने की वजह से कोड़े से मारा था हालाँकि 
जब हम मदीने में अभी बच्चे थे तो हमें रफ़अ यदैन करने की तालीम 
दी जाती थी। | 

इमाम बुखारी रह, फ़रमाते हैं कि हज़रत ज़ाइदह सल्फ़ के तरीक़े के 
मुताबिक़् सिफ़ अहले सुन्नत से हदीस लिया करता था। 

और एक मुरजियह का गिरोह अहले बल से मुहम्मद बिन यूसुफ़ 
के पास आया तो उन्होंने उन्हें अपनी मजलिस से निकाल देना चाहा 
यहाँ तक कि उन्होंने इससे तौबा की और सही सुन्नत के रास्ते पर आ 
गए। इसी तरह हमने कई इलम वाले को देखा कि वह मुखालिफ़त करने 
वाले से तौबा करवाते वरना उन्हें अपनी मजलिस से निकाल देते। 

और अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने मक्का के क़ाज़ी सुलैमान बिन हर्ब 
को कहा था कि राय वाले से अलग हो जा और उसे मक्का में फ़त्वा 
देने से रोक दिया यहाँ तक वह कि वहाँ से निकाल दिया गया। 


जुज़ रफ़ठल यदैन 56 





Bis («४ il) ple eA ४५ |४४ 5७ nl [४ 
ule ss Ul २.६. (३४४ (3 iy 9 ४ (2 ० अर ४) । 2 
७४ STS SFE 0 (७ ०५... ५० os ll nl in; 
WE 

sls FS heel » ८0 (४.७. (१५) 
05» es is) |.» ७०१ has b | ~ | ८? i UY” Ls ` is ८ छ 
: Mas) 3], + hall sol |$| ०4-५] 

ete २९) ०५ ००५० yl Call CP Mees ds ६११) 
| 3४ ४ SH 2 3! टूर re Hs (मी ius Cr | 
| | ESN GP eh) (४० ३५ डे. ४५ ९-०० ४) ४ 
. ०७ ७५-५४! mole OF 30 32 deel ls (४ 3.५... [१.७ (९०) 
drs ५-५ ७) JS Mall ह्प्छी | 4५ ७00५ .. FOR F 
ESN el) 5S 





8. हज़रत अता फ़रमाते हैं कि मैंने ख़ुद अब्दुल्लाह बिन अब्बास, 
अब्दुल्लाह बिन ज्ुबैर, अबू सईद और हज़रत जाबिर को नमाज़ के शुरू 
में और रुकूअ के समय रफ़अ यदैन करते देखा है। 

।9. अब्दुरहमान अअरज कहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरह रज़ि, जब 
नमाज़ के लिए तकबीर कहते और जब रुकूअ करते और जब रुकूञ़् से 
सर उठाते रफ़्ज्ञ यदैन किया करते थे। 

20. आसिम अल अहवल कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस को देखा 
कि वह जब भी नमाज़ शुरू करते और रुकू करते और रुकृअ से सर 
उठाते तो रफ़अ्ज यदैन करते थे। 


57 | जुज़ रफ़उल यदैन 
27:८८ का: >> ८7300: fons ERNIE 


ls ८! <ul, ५.3 3 (3। हि ce ४४ Shes ds (Y\) 
ESN Sh ७ 0५.४ >> ५-० ७.२ Leeds) 

RSE ARG HAS om cp ०५२ Wis (YY) 
SH ०५ ७.३ ०४५ 9 » » 3! Led sep 
| hb 

i ITE OH 9+ U Ua ES WEE Ss CS ( १९) 

०७ : 5 «| ०००८ hls 2 २०४७ 3.५ Cyd does 
CSN BAL Sr Es! 

FO ० ५०-५१ FP hehe Gp Sls ४४.० (१६) 
‘ae sie all 3 ५-५ RF Nel coh 0७ xs 

> sll bl SU (2 5५.» (४ bus Cpl = (Yo) 
Os Bigs) yo Ch 0४ pee 2 2... 4) ०.० 
3s 7 ५०-०५ 3.4] ~ Co SC 3 Mal ५3 42०० 

2।. अबू जमरह कहते हैं कि मैंने इब्ने अब्बास को दखा वे जब 
रुकूअ के लिए तकबीर कहते और रुकूअ से सर उठाते तो रफ़अ यदैन 
किया करते थे। 

22. हज़रत अता कहते हैं मैंने हज़रत अबू हुरैरह के साथ नमाज़ 
पढ़ो वे जब रुकू के लिए तकबीर कहते और रुकू से सर उठाते 
रफ़ञ्ज यदैन किया करते थे। | 

23. उमर बिन मुर्रह कहते हैं कि मैं हज़रेमौत की मस्जिद में 
दाखिल हुआ वहाँ अलक्रमह बिन वाइल अपने बाप से बयान कर रहे थे 
कि नबी सल्ल, रुकू करने से पहले रफ़अ यदैन किया करते थे। 

24. अब्दे रब्बह कहते हैं कि मैंने हज़रत उम्में दरदा को देखा वे 
नमाज़ में कन्धों तक रफ़अ यदैन किया करती थीं। 

25. दूसरी सनद से अब्दे रब्बह बयान करते हैं कि मैंने उम्मे दरदा 
को देखा वे रफ़अ यदैन किया करती थीं नमाज़ के शूरू में भी और 





जुज़ रफ़उल यदैन | 58 


i ८४५ ५) Gs od ०४) ०५० i ««. ८४७ 

Yin ० i - 8; sibel i sds Sobel J 
Hall ७ Gel ७) UP 

® esas Cr het Ls hac! > ipl ) Obl Ld YS 
ds BS) y° 2 5४6 sbs Ne PSG or 
fs dl Js) ०७ : ७ ‘Ns "७५ lg ४ /! Sb (४2 ps 
RUN) (४)५ Fy JS Lr ¢ lst 

TUITE -. =o (४२.०८ (:॥ ०) |» «4 be LSA (९९) 
OHS Ee oS hora! mols 
९-४५ (४) ४.2 ० 3 ५०७ ९-५ 

Ee BS 2 0 FP Sop ; Sod ०७ 

: Ris Fe ® yA (3 3 

रुकूअ के वक़्त भी कन्धों तक और जब समिअल्लाहु लिमन हमिदह 

कहती फिर भी रफ़ यदैन करतीं और रब्बना लकल हम्द कहतीं । 

इमाम बुखारी फ़रमाते है कुछ सहाबा की बीवियाँ भी उन लोगों से 
ज्यादा आलिम थीं। क्योंकि वे भी रफ़अ यदैन किया करती थीं। 

26. मुहारिब बिन दसार कहते हैं मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर को 
देखा कि रुकूअ के वक़्त रफ़अ यदैन करते थे। मैंने कहा कि यह क्या 
तो उन्होंने फ़रमाया कि अल्लाह के रसूल सल्ल, तो दो रक्त से उठ 
कर भी रफ़ञ्ज यदैन करते थे। 

27. हज़रत वाइल बिन हिज्र हज़रमी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि 
उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्ल, के साथ नमाज़ पढ़ी तो आप नमाज़ के 
शुरू में भी और रुकूअ के वक़्त भी रफ़अ यदैन किया करते थे। 

इमाम बुखारी फ़रमाते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि, से भी 
आप सल्ल. की हदीस मरवी है। 


और हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. से भी रफ़ यदैन में आप सल्ल, की 
हटीस मरवी है । 


59 जुज़ रफ़उल यदैन 


ES ० | 4...७ 2 2५० ६3 

FNP NP I 2 Ps 

PPR ५ ही; ७४ + के; ool Ps 
eis 39 ES Le ९-० Sp OS ples ९० 3७० Bl bo gl 
: ddl ebb Ol ५७७ i US DS 3 ssi Sybil ०७ a) ) 

J 3+) » ए हि हि able \} bls CU? hes Was (YA) 
८ RT | ~) ® ५.) lg (७ (के 4) | oh U7 OR | ५३ 7४ | 
bl ७ «&-९॥ Op dikes diss Bike Col) dV sal 
5 | (3) हि Jb ० ~ (२ diss ys हा iiss Be En 
JG .Y: ५७१ RS bok gl DY SH ०। 5००! 
०४४ ५-५ ७) » | 2 (4 ७४ ०२-०७ 5४ ४») : 5.७० 


और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से भी आप सल्ल. की हदीस 
मरवी है। 

और उबैद बिन उमैर रह. अपने बाप से वह अल्लाह के रसूल 
सल्ल. से भी बयान करते हैं। 

और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि. से भी इसी तरह आप सल्ल. की 
हदीस मरवी है। | 

और अबू मूसा रज़ि, से भी आप सल्ल, की हदीस आती है कि 
आप सल्ल. रुकूअ करते और रुकूअ से सर उठाते वक़्त रफ़ञ्ज यदैन 
किया करते थे। इमाम बुखारी रह, फ़रमाते हैं कि इलम वाले के लिए 
इतनी दलीलें भी इंशाअल्लाह काफ़ी होंगी । 

१8. हज़रत ताऊस बयान करते हैं कि मैंने तीन अब्दुल्लाह देखे हैं 
जो नमाज़ में रफ़ञज यदैन करते थे। अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्लाह 
बिन अब्बास और अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुम। हज़रत 
ताऊस कहते हैं कि पहली तकबीर जो नमाज़ के शुरू में है उस वक़्त 
रफ़अ यदैन दूसरे के मुक्राबिले में ज्यादा आवाज़ से करते थे। लेकिन 


जुज़ रफ़उल यदैन 60 


95 39 | ०) ) ‘> ~ | (3 ls ) ७3 ५१ >) ss त bs (० oY 
Us wl (० dl Use) 8. ०५) lege Us ४0 (५७१) oP (2! 
४. jal ...« /४ ial oly (४ ०५०) -४७ SY bbs 
' ९०५ (४.2 SUN Cres 52.७५ 
के as 25g b Yb sds pS TF Ls ~Y 
५४४ ॥.५ ५५ 3०० ile glo OSI dl Le ४३७ 
' (४०02 ७) BS | ५७ CIN op) 
De Cp Kr Ge De ४2४ holes 2 ay ४.० (Fv) 
ee 0७ Lye ।3| hse (७ ike ००७४१ IJ 
CANS soBT 0० 
oles) tp ol (१७ OR Ky Chl Cis b : (Sb ७ 
« “७ 0५७ रा | 
मैंने हज़रत अता से पूण. तो वह फ़रमाते थे कि पहली रफ़अ यदैन 
बुलन्द नहीं करते बल्कि सारी एक जैसी ही करते थे। 

इमाम बुखारी रह, फ़रमाते हैं कि अगर मुजाहिद से यह साबित भी 
हो जाए कि उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर को रफ़ञ्ज यदैन करते नहीं 
देखा तो ताऊस, सालिम, नाफ़ेज, मुहारिब बिन दसार और अबुज्जुबैर 
की हदीस ज्यादा बेहतर है। क्योंकि वह इब्ने उमर से बयान करते हैं कि 
उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्ल, से रफ़अ यदैन की हदीस को बयान 
किया तो वह अपनी बयान की हुई हदीस से मतभेद कैसे कर सकते हैं। 

इसके बावजूद कि तमाम मक्का, मदीना, यमन और इराक़ के इलम 
वाले रफ़अ यदैन किया करते थे। 

29. और हज़रत हसन बसरी रह. तो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल 
सल्ल. के तमाम सहाबा रुकूअ जाते और रुकूअ्ज से उठते समय रफ़अ 
यदैन करते थे जैसा कि उनके हाथ पंखे हैं। 

30. और हज़रत हुमैद बिन हिलाल भी कहते हैं कि सहाबा नमाज़ 
में कानों तक रफ़ञ्ज यदैन किया करते थे जैसा कि पंखे हैं। 


6l जुज़ रफ़उल यदैन 





(४ २....७ Cy 5-0॥ UI Bis bl Pls 2 ee ४४.७- (४१) 
LBS 2० ० ४५० ७। ४-० ol ५४४ ७५ pele 
०४ १.०२ cS hes Le ७७ Be | des Phe J ०,५७९ 
ie ५-५ (७) Sp ७। sl ४ 6 ९-०९ By: hs 
ele 3. ५७ ०५) ८४) LS ¢ boa (४ 4) (2 ¢ 
‘Pl आ । eo (2. 
Jw lke gil ८०७४ oo Bb Por bs: idl 


९०९ (४.१ ( ४! hose Bl be lp she |)! Ls bes ९ 


इमाम बुखारी रह, फ़रमाते हैं कि हज़रत हसन और हुमैद बिन 
हिलाल ने किसी एक सहाबी को भी इससे अलग नहीं किया। | 

$]. हज़रत वाइल बिन हिज्र बयान करते हैं कि मैं आप सल्ल. की 
नमाज़ देखने के लिए गया था तो मैंने देखा कि नमाज़ शुरू करते समय 
तकबीर कही और रफ़अ यदैन किया फिर जब रुकूअ का इरादा किया 
तो भी रफ़्ज यदैन किया। फिर जब मैं दूसरी बार गया तो उस समयं 
ठंडक का मौसम था और लोगों ने कपड़े ओढ़ रखे थे और सहाबी 
कपड़ों के नीचे से भी रफ़अ् यदैन करते थे। 

इमाम बुखारी रह, फ़रमाते हैं कि हज़रत वाइल ने भ॑! किसी एक 
सहाबी का भी रफ़अ् यदैन न करना बयान नहीं किया । 


(पृष्ठ 59 का हाशिया) 

।. हज़रत हसन बसरी रह. का असर इब्ने अबी शीबह भाग ! पृष्ठ 
१5, बैहक़ी महल्ली भाग 4 पृष्ठ 89, नस्बुरीयह भाग । पृष्ठ 46 और 
दिरायह भाग ] पृष्ठ 54 में भी आता है। और हुमैद बिन हिलाल के 
असर की तरफ़ अल्लामा ने तलख़ीसुल हबीर भाग ! पृष्ठ 280 में भी 
इशारा किया है। 

!. इमाम बुखारी रह. ने सहाबा के इजमाअ का ज़िक्र किया है और 
उम्मत में सहाबा का मक्राम बहुत ऊँचा है और फिर वाइल बिन हिज्र 
की हदीस जो कि जीवन के अंतिम दिनों की है जबकि हज्जतुल विदाअ 


जुज़ रफ़उल यदैन 6: 





Se OP Die S223 Sill JG (९९) 
Sf, > Re । J J 4s ® SY | ५! ES ls ५? 
Or (3 hss dose ७७८ hs Bye) 59५० Sheol Yl 
5» 4७ ०५) 

sbl.Ls oS (3 ~. ¢ ~ (9 हि > 29 DR dss 
(ia) £ ¢ 4b ~ ५-5 (2 (४४ ५ ॐ ५३५ | 





. 32. इमाम बुख़ारी रह. फ़रमाते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि 
से बयान किया जाता है कि मैं तुमको अल्लाह के रसूल सल्ल. वाली 
. नमाज़ पढ़ कर दिखाता हूँ तो उन्होंने नमाज़ पढ़ी और सिर्फ़ पहली बार 
रफ़अ यदैन किया । रे 
इमाम अहमद. बिन हम्बल रह. कहते हैं कि यहया बिन आदम 
` कहते हैं कि मैंने. अब्दुल्लाह बिन इदरीस की किताब में आसिम बिन 
कुलेब की हदीस देखी इसमें लम यइद के शब्द नहीं थे और यही सही 
हो रहा है और कुरआन की अंतिम आयत दीन की तकमील की 
ख़ुशख़बरी दे रही है। उस समय हज़रत वाइल बिन हिज्र रज़ि, सिर्फ़ 
` नमाज़ देखने के लिए गए हैं और इसके बाद कोई नया मसला ज़ाहिर न 
_ होना था न हुआ। मानो कि यह आप सल्ल, का अंतिम काम है और 
. इसी पर सहाबा का इजमाअ है। इससे बढ़कर और क्या दलील हो 
सकती है। अंतिम नमाज़ का ज़िक्र मुक़द्दमा में हो चुका है। 

फिर हदीस की सेहत का यह मक्राम है कि हदीस वालों के अलावा 
अहनाफ़ ने भी माना है। अल्लामा तहावी इस हदीस से दलील ले रहे हैं 
कि रफ़अ यदैन कानों तक होना चाहिए। अफ़सोस का मक़ाम है कानों 
तक को दलील ले रहे हैं और रफ़अ यदैन की दलील नहीं लेते । 

।. इमाम बुखारी का मक़सद यह है कि हदीस के आगे शब्द लम 
यइद नहीं हैं और हदीस से सिर्फ़ यही मालूम होता है कि पहली बार 
रफ़अ यदेन किया और पहली बार सिर्फ़ एक बार किया ईदैन की तरह 
बार-बार नहीं किया। अगरचे यह हदीस सही नहीं है और जो इन्ने 


63  जुज़ रफ़उल यदैन 


RATE. 2-0५ ७ || ts. hie! SUSY ट lp 
INGE 0४७ AE J RES 

५) ५०४५ ee le ® 3 ५2) | LS ek | हि Ure) Lids (PY) 

०५०) bale J ७६ Be Sl ९७५ U3 ७,..४ pr 


है । क्योंकि याद करने.में गलती लग सकती है लेकिन किताब का लिखा . 
हुआ महफूज़ होता है और इलम वाले किताब से ही गलती सही करते 
ह| | | 
53. हज़रत अलक़मह कहते है कि अब्दुल्लाह बिन मंसऊद ने 
बयान किया कि हम को अल्लाह के रसूल सल्ल. ने नमाज़ सिखाई। तो 
मसऊद की सही हदीस है उसमें रफ़अ यदैन का ज़िक्र है और रुकूअ में 
जाते हुए रफ़अ यदैन का ज़िक्र अगरचे वह भी हदीस संक्षिप्त है। 
क्योंकि रुकूअ के बाद नमाज़ के हिस्से का ज़िक्र नहीं है जैसा कि शुरू 
में ज़िक्र हो चुका है। 

इस हदीस को ज़ईफ़ कह कर इब्ने मुलक़्क़न ने बदरे मुनीर में नकल 
किया है। इमाम अहमद रह., यहया बिन मईन रह., इमाम बुखारी रह, 
अबू हातिम रह., दारे कुत्नी, अबू दाऊद और इन्ने हिब्बान वगैरह ने इसे 
ज़ईफ़ कहा है। इमाम हाकिम ने कहा है कि यह हदीस मुख़्तसर है यानी 
पूरी हदीस में रुकूञ् के वक़्त रफ़अ यदैन का ज़िक्र है। यानी जो हदीस 
अहनाफ़ पेश करते हैं वह शाज़ है और महफूज़ वही है जिसे रुकुअ के 
वक़्त रफ़अ यदैन करके रुकू में ततबीक़ करने का ज़िक्र है जैसा कि 
हदीस नं. 33 में ज़िक्र है और जो हदीस अहनाफ़ पेश करते हैं उसको 
इब्ने तैमिया ने बातिल कहा है (मिन्हाजुस्सुन्नह भाग 4 पृष्ठ ।25) और 
मौजूअ और झूठी रिवायत कहा है और इब्ने क़्य्यिम ने भी अल मुनीर 
पृष्ठ 49 में बातिल और गैर सही कहा है। 


हाक 58 


५ es ०-५ (४०७ रू) ¢ ५ (23 Ae ¢ ५७ 5 Wal ha a 
dibs (७.७5 bY ५2 Bho Us Mines 2 ४७ ५४. 
pg bale Nd 

lls ds ‘shad al Ls byes la : L5G «Jb 
मे Neus LR 

०१ ++ 3३ 3 HE CF ०५४० el bins ४६) 
250५ ५९- 8. ०७ HN MNP 

- (०: ली . ७० | / ०5४ gt SU: Ole 0७ 


नमाज़ में क़याम किया फिर तकबीर कही और रफ़अ यदैन करके फिर 
रुकूअ किया। तो दोनों हाथों में ततबीक़ दी और दोनों हाथ मिलाकर 
दोनों घुटनों के बीच किए। जब यह हदीस हज़रत सञ्जद को पहुँची तो 
उन्होंने फ़रमाया कि मेरे भाई ने ठीक कहा। इस्लाम के शुरू में हम इसी 
तरह (रुकूअ) करते थे बाद में हमें इस तरह हुक्म दिया गया। इमाम 
बुखारी फ़रमाते हैं कि अहले फ़न के नज़दीक अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
की हदीस इन शब्दों से ही महफूज़ है। 

$4. हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु से हदीस है कि 
क के रसूल सल्ल. जब तकबीर कहते उस वक़्त रफ़अज यदैन 
करते । 

हज़रत सुफ़ियान कहते हैं कि जब मेरे शिक्षक यज़ीद बूढ़े हो गए 
तो लोगों ने कहा “फिर न करते?” तो उन्होंने कहा फिर न करते। 


65 जुज़ रफ़उल यदैन 


eb 2 EF Pl ७७) iss 
CLE 4 ३४ 2७४५ २४८) ७.४ 

FHI is ००४ | hes bss (९०) 

2४ hl vw (४. hs हा ७७ Jb RIN zl 
; 33) ahs 

Sl Yl E55: Sd ४७ (४०) 

wh ged ole ज ५ ७४ 

९ कै ०! 


इमाम बुख़ारी फ़रमाते हैं कि हदीस के हाफ़िज़ों ने यज़ीद बिन अबी 
ज़ियाद से पहले यही सुना था। उनमें से सुफ़ियान सौरी, शीबा और 
जुहरी हैं उन्होंने लम यइद के शब्द बयान नहीं किए। 

35. सुफ़ियान के वास्ते से बरा की हदीस कि अल्लाह के रसूल 
सल्ल. तकबीर के साथ रफ़अ यदैन करते कानों तक । 

36. इमाम बुखारी रह, कहते हैं कि वकोअ के वास्ते से हज़रत बरा 
की हदीस में है कि तकबीर के साथ रफ़अ यदैन किया फिर न किया। 

।. हज़रत बरा रज़ियल्लाहु अन्ह की हदीस में सिर्फ़ नमाज़ के शुरू 
का तरीक़ा है कि नमाज़ शुरू करते हुए रफ़अ यदैन करके तकबीर से 
शुरू करना चाहिए। लम यइद का शब्द ग़लत है। इस तरह की हदीसें 
सिर्फ़ नमाज़ के शुरू से ताल्लुक़ रखती हैं या नमाज़ का तरीक़ा बयान 
करने के लिए हैं जैसे हज़रत अबू हंरैरह या इब्ने उमर रज़ि, की हदीस है 
लेकिन. अहनाफ़ बेचारे दलीलों से इतने ख़ाली दामन होते हैं कि डूबते 
हुए तिन्कों का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। जैसा कि किताब के 
मुक़द्दमे में बयान हो चुका है। इस हदीस को सुफ़ियान बिन उययनह, 
शाफ़ई, हुमैदी, अहमद, यहया बिन मईन, दारमी और बुखारी वगैरह ने 
ज़ईफ़ कहा है और उनकी सही हदीस को बैहक़ी ने बयान किया है 
जिसमें रुकू के वक्त रफ़अ यदैन का ज़िक्र है। 


(४ 


जुज़ रफ़उल यदैन 66 
en ie breed oN RSS NIRS, 


Ub ५७७० lia ७ CR! Ss) Eis: (५४)७७. db 
Lage Sl oP >> ४७ ९७. (|. Gl (6 De 
ss Spl <+ Gy b Syd Jp ००४ lh (३.४ 
tJ es RT, 

5 en YU oan Elem] bb: ०४ (९५) 
(१ Ae Oe Db £ ~) (2 el UP has Y (० 
hal 5 ०.४ ५७, fs हैं; Nl Le ([>० ०७ ६ ४.०० 
Sl adds SONGS 50.0 ४७) el db: ds 


इमाम बुखारी फ़रमाते हैं कि इब्ने अबी लैला ने याददाश्त से इस 
तरह बयान किया है लेकिन उनकी किताब में ये शब्द नहीं हैं। 

इब्ने अबी लैला ने यज़ीद से जो शब्द बयान किए है वे भी 
तलक़ीन के बाद बयान किए हैं लेकिन महफूज़ शब्द वही हैं जिनको 
हज़रत सौरी रह., शीबा और इब्ने उययनह ने पहले से बयान किया है। 

37. इमाम बुखारी फ़रमाते हैं कि कुछ जाहिलों का हज़रत जाबिर 
बिन समुरह की हदीस से दलील लेना “कि हम नमाज़ में हाथ उठा रहे 
थे तो आप सल्ल. ने आकर फ़रमाया सरकश घोड़ों की दुमों की तरह 
हाथ क्यों हिलाते हैं नमाज़ सुकून से पढ़ा करो” तो यह हदीस तशहहुद 
के बारे में है। क़याम के बारे में नहीं है। क्योंकि (सलाम के वक़्त) कुछ 


]. सारे मुहद्दिसीन ने इस हदीस को सलाम के अध्याय में बयान 
किया है यहाँ तक कि अल्लामा तहावी जो कि अहनाफ़ के सबसे बड़े 
वकील हैं उन्होंने ने भी इसे सलाम के अध्याय में बयान किया है। 
लेकिन आज के अहनाफ़ ज़बरदस्ती रफ़अ यदैन के अध्याय में पेश कर 
रहे हैं। और अगर सारे मुहद्दिसीन ने रफ़अ यदैन के अध्याय में बयान 
नहीं किया तो आज के कमज़ोर इलम वालों की क्या वक्त है। इसका 
थोड़ा सा बयान मुक़द्दमे में भी आ चुका है और तफ़सील से बयान मेरी 
किताब जुज़ रफ़अ यदैन में आ चुका है। 


67 जुज़ रफ़उल यदैन 


us ee (४० Ol (८४ । ३ ५४ हे है 938 OSs Nl 
(५२ टः ४५ Ag । 3 SY OO 45४ Ls ५७४४ yO 
‘4 ssl ४ BE EE iia ह | Uy hax «| 
Lal yl dy GSU OS SS y, 
CS ७, eb) ०५० ७, (०-२ i453 Les tesa iS 
|e 
TT ५ dlls US aa ० (6४ »| ०४-७- (FA) 
Cs ०७] ४: di kee Ns ye 
JS os es yb ls eX he ol ls & 0 
rl El ed lS SIGE epi Oya Yin Jt 
१ 53 ५६ UF ७ lk हट (# ०-५७७* | |& ०-५ 2 3] 
de 
( ५ Ri se ०५४६ ७। ०, od: syd 2७ 
लोग हाथ से सलाम कहते तो इस तरह हाथ उठा कर सलाम कहने से 
आप सल्ल. ने रोका था। इस हदीस से जो शख़्स दलील लेता है उसको 
इल्म का थोड़ा भाग भी नहीं मिला। यह मशहूर और मारूफ़ वाक्रिआ है 
इसमें किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। और अगर वास्तव में यह 
रफ़अ यदैन से रोकने के लिए है तो फिर पहली रफ़ञ यदैन भी वर्जित 
होगी और ईदैन की तकबीरों में भी वर्जित होगी। क्योंकि इसमें किसी 
रफ़अ यदैन को अलग नहीं किया गया । 

38. और हदीस से इसी तरह साबित है कि जाबिर बिन समुरह 
कहते हैं कि हम आप सल्ल. के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ते तो हाथ से 
अस्सलामु अलैकुम कहते और रावी मसञ्जर ने अपने हाथ से इशारा 
करके दिखाया तो आप ने फ़रमाया यह जो हाथ से इशारा करते हैं 
उनको किया है पागल घोड़ों के दुमों की तरह हाथ हिलाते हैं तुम्हें इतना 
ही काफ़ी है कि हाथ तुम्हारी रानों पर ही रहें और (जुबान से) अपने 


कुछ ने कहा है कि यह हदीसें दो हैं यह उनकी ग़लती है दोनों 


जुज़ रफ़उल यदैन करम 5... +. ५. हे 
Dodge OA BN i): rsp ७०८ Bl Jd 
io hs । olde श 9) 4: श 
EJS Ls Lp 00४० ७४ ५.५ Uy २८ bus (४१) 
VRP: ०.७ ४५.०) ३ 2-..)। ~) SP FOP २४७० 
Mg <i 
CP BSG ००,०८२ ४ 3॥/.७ sa ७.७. (£+) 
209५ 6८ ६-२ ०७ ९-५ SIS ६५० ७ Bs) ,.> .2| 
Us ६5» | (७ १.०) 2 Uy b> RAE ~ 52 Uy 
४:०५ ६७) DY ४ pe (2! 0७४ YE. ss 
भाइयों पर दाएँ-बाएँ सलाम कहें। 
इमाम बुखारी फ़रमाते हैं उनको अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए 
कि वह अल्लाह के रसूल पर वह बात कहते हैं जो आपने नहीं कही। 
` अल्लाह तआला क्रुरआन में फ़रमाता है कि उन लोगों को इस बात से 
डरना चाहिए कि उन्हें कोई मुसीबत या अज़ाब न आ ले। 
39. अब्दुल मलिक कहते हैं मैंने सईद बिन जुबैर से रफ़अ़ यदैन के 
बारे में पूछा तो उन्होंने कहा यह नमाज़ की ज़ीनत है। 
40. हज़रत नाफ़ेअ कहते हैं कि इब्ने उमर शुरू नमाज़ में और 





रुकूअ के वक़्त और जब समिअल्लाहु लिमन हमिदह सर उठाने के वक़्त 


कहते और जब दो रकअ्तों से खड़े होते अपने हाथों से रफ़अ यदैन 
करते । 

इब्ने जुरीज कहते हैं कि मैंने नाफ़ेअ से पूछा क्या पहली रफ़ञ् 
यदेन थोड़ा ऊँची करते? फ़रमाया नहीं। 
हदीस जिनको अलग-अलग करके बयान करते हैं। वास्तव में एक हैं 
मगर एक संक्षिप्त में है, दूसरी विस्तार से है और सारे मुहद्दिसीन ने 
इनको एक ही कहा है और अगर इनको वास्तव में दो मान लिया जाय 
तो पहली रफ़अ् यदैन का जाइज़ होना कहाँ से पैदा होगा जबकि 
अहनाफ़ इंदैन और कुनूत वगैरह में भी करते हैं। 

।. इमाम साहब रह. का मक़सद यह है कि उम्मती की भूल दलील 


69 जुज़ रफ़उल यदैन 


3७७-। || हि (७5 ,3। हि yh) | al Ls ००2 (3 ; als | ub 
£3 ser 0१ ७५५० (2 (6५ DN 7 4-५७ wee SA als 
Uy de | al Yin १) + |, ७3) CS 9 हि Cr? -ै-«+- | Une 
० ७-२३ 8, 2, fo pee el २० ८४ # pot (४ ८५ 
RLS EEN See ol PY Ks 
2५ Gehl 26 pi GBs 7७ 2 २5 ४-० (EN) 
FO ९०० ७.७ Dalles 5 OY Eg! 2/- 
(५४ ७ wd ००० NS: ESN ७ wh in ०७५ 
3%.) 
diss (० FP SAN ० bl SN pls (६९) 
dS el bl EE 8 ys Sd ris 
ES ISN) ५८४०७ si let (५० 4 ०७ ९-० ४.) Dall 
° a) 5s o— Ys i ~ ८.४३ हि Ys FE FON 
अबू अब्दुल्लाह यानी इमाम बुखारी फ़रमाते हैं कि जितने फ़न वाले 
मुहद्दिसीन हमको मिले हैं हिजाज़ और इराक़ वालों में से हैं। उनमें से 
अब्दुल्लाह बिन जुबैर, अली बिन अब्दुल्लाह बिन जाफ़र, यहया बिन 
मईन, अहमद बिन हम्बल और इसहाक बिन राहूयह ये सब अपने ज़माने 
के पाए के आलिम हैं उनके नज़दीक कोई एक भी हदीस रफ़ञ्ज यदैन 
को छोड़ने की साबित नहीं है। और न ही यह साबित होता है कि कोई 


एक भी सहाबी रफ़अ यदैन न करता था। 


4]. हज़रत हसन बसरी और इब्ने शिहाब ज़ुहरी दोनों कहते थे कि 
नमाज़ के शुरू में और रुकू करते समय और रुकू से सर उठाते 
समय रफ़ञ्ज यदैन किया करोी। | 

इब्ने सीरीन फ़रमाते हैं कि इससे नमाज़ की तकमील है। 


नहीं हो सकती और जो शख्स अल्लाह के रसूल सल्ल, के मुक्राबले में 


जुज़ रफ़उल यदैन 70 


: 3 | 
4७; jal 5 ») ०-७ ७8.१ DU: J 
i No 0४ ( ०८ ० ८४ ors de 


०७७ ९ छठ ०७४ Elis ९५००५ Use Sl be DU ct . 


~? | ol eA | Js © ` , | ¢ he yY Cy Us = 
हे Cal >*+ 2४ ६; ५० | ib lst sl iF Se 
SANG? 2 ८१ Al Bes gf im (६४) 

७५.) 0 ५०७ 3७ Bs) Lae oF Wl 26 3-५४ ०१ (० ० 

42. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फ़रमाते हैं कि मैंने अल्लाह के 
रसूल सल्ल. को देखा जब नमाज़ की तकबीर शुरू करते तो कन्धों तक 
रफ़अ यदैन करते फिर जब रुकू के लिए तकबीर कहते तो इसी तरह 
करते और जब समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहते तो इसी तरह करते 
और रब्बना ल-कल हम्द कहते और सज्दों में रफ़अ यदैन न करते। 

इमाम बुखारी फ़रमाते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक भी रफ़ञ् 
यदैन करते थे। हालाँकि वह अपने ज़माने के बहुत बड़े नामी-गरामी 
आलिम थे तो अगर किसी को इलम न हो तो कम से कम अब्दुल्लाह 
बिन मुबारक की पैरवी करले। क्योंकि वह अल्लाह के रसूल सल्ल, की 
फ़रमाँबरदारी करने वाले और सहाबा के क़दम बक़दम चलने वाले थे। 
क्योंकि उनकी पैरवी करना किसी जाहिल को पैरवी करने से तो बेहतर 
है। 

और जो लोग यह कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि, तो आप 
सल्ल. के ज़माने में छोटी उमर के थे (तो उनकी हदीस क्यों क्रबूल की 
जाए) हालाँकि ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्ल. ने उनके नेक और मुत्तक़ी 
होने की गवाही दी है। 

43, हज़रत हफ़्सा उम्मुल मोमिनीन बयान करती हैं कि अल्लाह के 
रसूल सल्ल, ने फ़रमाया उमर का बेटा अब्दुल्लाह नेक और सालेह 


एक उम्मती को खड़ा करता है उसको अल्लाह के अज़ाब से डरना 


7] सुज रफ़उल यदैन 
Eo ०? ७-०० ०। : ४७ &; 4। 
lI 3.०० J JG 0७०० ४४ dls ye ४४.० (६६) 
els | sles हे Ls ye Ls |S ~ ५४० है SSN (3) री 
, 04/3 sb ४ Ub 43 pS be las b's हि 
आदमी है (हालाँकि उनकी उमर कोई छोटी भी नहीं थी)। 

44, अब्दुल्लाह बिन उमर अपने बाप उमर बिन ख़त्ताब के ईमान 
लाने का वाक्रिआ बयान करते कि जब हज़रत उमर मुसलमान हुए तो 
लोगों ने कहा उमर ने अपने बाप-दादा का धर्म त्याग दिया तो आस 
बिन वाइल ने कहा कोई बात नहीं अगर उमर ने अपने बाप-दादा का 
धर्म छोड़ दिया है तो मैं उसको शरण देता हूँ, तो लोगों ने उन्हें छोड़ 
दिया । 

इमाम बुखारी रहः फ़रमाते हैं कि कुछ जाहिल लोगों ने वाइल बिन 


चाहिए । क्योंकि यह सिर्फ़ मामूली मसला नहीं बल्कि नमाज़ की नीयत है 
और इसे ज़ीनत सिफ़ सईद बिन जुबैर ही ने नहीं कहा बल्कि शाह 
वलीउल्लाह देहलवी रह. ने हुज्जतुल्लाहिल बालिग्रह भाग 2 पृष्ठ ॥0 में 
अल्लामा अब्दुल हई रह, लखनवी ने मोत्ता की तअ्जलीक़् पृष्ठ 4 में इसे 
नमाज़ की तकमील कहा है। और इमाम बुखारी रह. ने फ़रमाया है कि 
किसी एक सहाबी से भी यह साबित नहीं कि वह रफ़ञ् यदैन न करता 
हो यानी जो शख्स रफ़अ यदैन पर लान तान करता है वह सारे सहाबा 
पर लान तान करता है। 

(पृष्ठ 69 का हाशिया) 

।. तक़लीद करने वाले अहनाफ़ के यहाँ सिर्फ़ एक ही उसूल है 
इमाम की बात नीची न हो जाए चाहे कुरआन की आयत की तावील 
करना पड़े सही हदीस की तावील करना पड़े या किसी सहाबी का 
अपमान करना पड़े, किसी सहाबी को बे समझ, नादान, कम उम्र कहना 
पड़े तो कोई बात नहीं मगर इमाम के मसलक पर चोट न आनी 
चाहिए । | 

इस लिए यहाँ भी यही बात है कि इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कम 





जुज़ रफ़उल यदैन 72 


० न 3 5०५७ |५ ४ (७ Orbs: lind 005 
asl «० ५ Ki (० es of ४५७ lo ०० on ls 
| Fh 30४. Gl 7 ९३७७ wens Lol २ 
bls Cy १०4० “> jas ~ (४ >> ) ya b> (६०) 
र A 5) 4) “il hi ५० | Dl a 
3b) /४। fap es Wl Ls: SGN J 
hey 30 he ip Mauls Syne sls] ss >° 3 Rl 5 | 
3 
हिज्र पर लान-तान करते हुए कहा कि वे अरब के नवाबों में से थे। 
जब आप सल्ल, के पास आए तो आप सल्ल, ने उनकी इज़्ज़त फ़रमाई 
और उन्हें जागीर भी दी और उनके साथ हज़रत मुआवियह बिन अबी 
सुफ़ियान को भेजा था। क्‍ 
45. ख़ुद हज़रत वाइल बिन हिज्र बयान करते हैं कि आप ने उन्हें 
जागीर दी और उनके साथ हज़रत मुआवियह को भेजा और उनको 
हज़रेमौत नामक जगह पर जागीर दी। | 
इमाम बुखारी रह, फ़रमाते हैं कि वाइल का वाक्रिआ तो सारे इलम 
वाले लोगों में मशहूर है कि आप सल्ल. इनसे क्या फ़रमाया और किया 
दिया करते थे और उनका बार-बार आप सल्ल. के पास आना भी 
साबित है। 


उम्र थे हालाँकि सहाबी अगर नाबालिग़ बच्चा भी है तो भी किसी सहाबी 
से झूठ बोलना साबित नहीं है। (क्योंकि सारे सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम 
अज्मईन सच्चे और आदिल हैं) इमाम साहब रह, ने बयान किया है कि 
इब्ने उमर रज़ि, पूरे समझदार भी थे और नेक और सालेह भी । 


73 जुज़ रफ़उल यदैन 
DR SSSI 


36 eb ७०४ Blo) mrs RATE उ Fy) 
3} 0५०५४ bl ०७०७५ २ (2४ ANP he ७ OS ii 
Ble i ey Lp orb ( ४०४) ०! sl Nl 
००.७०... (७: 2 Lb ids ow AN Sol Usb yb 
9-३) ११७ Gy) SoA) lb (०७ २... ५.० p= ६ 
i ll ८:०० ९५ LO A ००४० Ew mle 
lage de (७४ ४५८२-७४ <४ ८४ 
और अगर इब्ने मसऊद, बरा और जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हुम से 
कौई चीज़ साबित भी होती तो उन (की असनाद) में ऐसी-ऐसी 
कमज़ोरियाँ और कमियाँ हैं जिनको यह लोग जानते ही नहीं। इसके 
बावजूद कहते हैं कि ठीक से यह मसला हदीस से साबित है। लेकिन 
चूँकि हमारे बुजुर्गों ने इसे क़बूल नहीं किया हम भी क़बूल नहीं करते 
और इस तरह अल्लाह के रसूल सल्ल. की हदीसों को सिफ़ अपनी राय 
से टाल देते हैं। हालाँकि हज़रत वकीअ़् फ़रमाते हैं कि जो आदमी हदीस 
का इल्म हासिल करता है दीन के लिए तो वह अहले सुन्नत से है और 
जो आदमी हदीस का इलम हासिल करता है कि अपनी राय और इच्छा 
को मज़बूत करने के लिए तो वह बिदअती है यानी इन्सान को चाहिए 
कि रसूल के फ़रमान के सामने आनी राय को छोड़ दे जबकि वास्तव में 
हदीस साबित हो जाए, उसमें कोई कमी न निकालना चाहिए, सिर्फ़ इस 
लिए उसको सही न करे कि उसकी इच्छा पूरी होती है। 


।. सालेहुल फ़लानी ईक़्ाज़ में अल्लामा मुहम्मद हयात सिन्धी से 
नक़्ल करते हैं “कि मुक़्ल्लिदीन को हदीस पढ़ते देखते हो वह हदीस को 
आप सल्ल. का इर्शाद समझ कर अध्ययन नहीं करते बल्कि अपने इमाम 
की दलीलों को ढूंडने के लिए अध्ययन करते हैं। और वको का कहना 
हे कि ऐसे लोग बिदअती हैं, अहले सुन्नत नहीं होते। क्योंकि जब कोइ 
दलील उनके मुताबिक़ आती है तो प्रसन्न होते हैं और जब कोई हदीस 
मुखालिफ़ आती है तो उनके मन में नागवार होती है। हालाँकि अल्लाह 


RTARTA SR, रफ़उल यदैन 74 
१७३ ०४२ SRY ol ४3 ५ (६१) 
| Us 


PN YY) i JY Nos ys al ७७ Jb, 
RNS bel SS HUN SN J, Jel ls 
७४ (०: ०-४ YL: ७ gb ०.७७ Cut 
ESN be Bie) So SG dy 
Plc 3 033 Ca ० a sy NY) ro ll 
| ' Lora 
46. खुद आप सल्ल. ने यह इशाद फ़रमाया है कि तुममें से मु 
आदमी उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक अपनी राय 
और इच्छा को उस चीज़ के अधीन न करे जो मैं लेकर आया हूँ । 
हज़रत मअमर कहते हैं कि जितने पहले ज़माने के लोग होते वे 
पिछलों के मुक़ाबले में ज्यादा आलिम होते। लेकिन ये लोग कहते हैं कि 
पिछले पहलों के मुक्राबले में ज्यादा आलिम हैं। 
अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहते हैं कि मैं नोमान बिन साबित के 
साथ नमाज़ पढ़ रहा था तो मैंने रफ़अ यदैन किया तो उन्होंने कहा कि 
मुझे डर हुआ कि कहीं तू उड़ न जाए मैंने कहा कि अगर मैं पहली 
रफ़अ यदैन से नहीं उड़ा तो दूसरी से भी नहीं उड़ता । 
हज़रत वकोअ' कहते हैं कि अल्लाह तआला इब्ने मुबारक पर रहमत 
करे कितने ठीक वक़्त पर जवाब देने वाले थे तो उनका साथी हैरान रह 
गया और इसी तरह जब उनको कोई दलीन नहीं मिलती तो हैरानी और 
नाफ़रमानी में पड़े रहते हैं। 


तआला ने क्रुरआन में फ़रमाया है कि ईमान की निशानी ही यह है कि 
रसूल के फ़रमान को सुन कर दिल से माने और मन में किसी तरह की 
कोई नागवारी महसूस न करे। (सूरह निसा) 

।. इस वाक्रिए को इमाम बैहक़ी ने भाग 2 पृष्ठ 83 में, अहमद 
बिन हम्बल ने अस्सुन्नह पृष्ठ 59 में, इने क़ुतैबा ने तावीलु मुख़्तलिफ़िल 


75 जुज़ रफ़उल यदैन 
(2५८ SN (७४० Ml 9-० te Cf ४0५७ bse (£Y) 
Jil /०.) yo (2 (9९ Ls Ul bs C2 (७ RR VY 
Sr २० (0) hall DEG BE Bl 0.०; Ah ७+-० 
bs ESN Se ५०) ७) ०० hs NES : ५ 

न ` Fe | Re १ @ + wo (०५२ Ys Sole Eg ७७३ ही 

५) ~ Ws ab) ८? > »| Le ls ee] | ER ( {A) 

Bl ९७ 6७.७ 25 Dhadlgl ७५ 0 op ie ०४०४४ 203 
५ | £5 । ~) (४० 3} ५% 2 52 ol 3b 
02 3॥ es YL ४-४४ LA ds 4) 2 

४० Bb ९-४ (४.७ Sl ps dw ee br | भर शक @ 
RE aj 9६ ७..)....०.३० i 4} द lg HS A) 
/“ #<# पट ७ पु 
ee न oy Rg MNO न न मल 
अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. की हदीस के रावी _ 


47. सालिम कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. से हदीस है 
कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्ल. को देखा कि जब आप नमाज़ के लिए 
खडे होते तो कन्धों तक रफ़अ यदैन करते और तकबीर कहते और 
रुकूअ से उठते वक़्त भी रफ़्ज्ञ यदैन ४7४३० और समिअल्लाहु लिमन 

और सज्दों में रफ़अ यदैन न करते । 

र . मुहारिब बिन दसार कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने उमर रजि. 
को देखा जब नमाज़ शुरू करते तकबीर कहते और रफ़्ज यदैन करते 
हदीस में, इब्ने हिब्बान ने अस्सिक्रात भाग 4 पृष्ठ 77 में, ख़तीब ने 
अपनी तारीख़ भाग 23 पृष्ठ 406 में और इब्मे अब्दुल बर्र ने तमहीद 
भाग 5 पृष्ठ 66 में मुअल्लक़न बयान किया है। र 

यह भी एक तरह का जाबिर बिन समुरह की हदीस का जवाब है 
कि अगर पहली का सुबूत है तो दूसरी मन्सूख क्यों है और अगर दूसरी 
वास्तव में मन्सूख़ है तो फिर पहली का सुबूत अलग होना चाहिए जोकि 
ख़त्म है। 


जुज़ रफ़उल यदैन 76 
०१ ०५०३» Cs el ene ४ yl ८ ean! ५४.७० (6+) 
७ (७ ८७ ७++ ७५८ ils) ys lh J Ag! 
ES eh ७, Crs ९५३५ ४3५८ (० ५.५ (४. all 
। " ॥ ५ ls ° .//४ Ls (५ pol 
(१ 4४०७ ol (४५ sh ll LS ८५० Cp Ms (४.७. (७०१) 
~ is ly ०४३ ९-० 65.2 Ball il || 0४.७ ..» 
TR Bh हे ele op yoy ue (०९) 
(४० SS BSS Ri | Ce, ० 4८ 4 | ५७०) Fo Ue (४० 
we ES oe wel ७) ly ४५५ 
५ i | Rg । 3 ४) uke sl (१ (2०३० Wl (०९) 
By NOS र a] ९) <») yl Les bb ls) yb हि. ® 
ES Sgr ४० ३ gS hy ९-० 6, 


“सजी जी 8208 07/67/077५... द/॥७- वन अल ४४६8 Fi 
और रुकूअ करते वक़्त भी रफ़अ यदैन करते और रुकूअ से उठते वक़्त 
भी रफ़अ यदैन करते । 

49. नाफ़ेअ कहते हैं कि इब्ने उमर रज़ि, ने तकबीर कही और 
रुकूअ किया और जब समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहा तो भी रफ़अ 
यदैन किया और फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल, इसी तरह किया 
करते थे। 

50. अबुज्जुबैर कहते हैं कि मैंने इब्ने उमर रज़ि, को देखा कि जब 
नमाज़ के लिए खड़े होते तो कानों तक रफ़अ यदैन करते और रुकूअ से 
खड़े होकर भी इसी तरह रफ़अ यदैन करते । 

5]. नाफ़ेअ कहते हैं कि इब्ने उमर रज़ि, नमाज़ शुरू करते समय 
रफ़अ यदैन करते और जब रुकू्ज करते और रुकू से उठते और जब 
दो रकञ्जतों से उठते तो भी रफ़ यदैन करते । 

52. नाफ़ेअ कहते हैं कि इब्ने उमर रज़ि, ने कहा अल्लाह के रसूल 
शुरू नमाज़ में और रुकू करते और उठते वक़्त रफ़अ यदैन किया 


77 


जुज़ रफ़उल यदैन 





१ 5१०७ bl ile pS (४ 2१७४ (2 (४०७८ b> (०६) 
BIOS ENO Day UN GP pele Ci 7 
55 ५ ५) ~ || <3 (3. RETRY (6-०) alls U3 
bss 
Sb) २.७ Ly “0७ ४,७५०) ७.७- ७७” 3५००६ Lu (००) 
OS ES oo wl sb So ४ २-०० ७.2 ०७४१७ ३० 
०४०० 0७, : 0७ 4५०५ (॥ ७) eB ०७५ 52 40 ०७४० 3 
Byrd 2 ८४७ _# Seri € ७०४ NG 
« ९» (3७० 
2 pA pb gl bl 4००० cm Ble bel (०१) 
we ds की (५०) ole हर rs oF a ७ CF ००४ 
ye el) oly ४3 3 = ९-० gs all Jl (७ bl ०७४ 
, ८.३ ४७ bs ७४७ ४५-३७ ६४)! 
करते थे। क्‍ 0 8 
58. एक और सनद से नाफ़ेज़ की रिवायत ऊपर वाली हदीस को 
तरह है। 

. 54. मालिक बिन हुवैरिस रज़ि, बयान करते हैं कि अल्लाह के 
रसूल सल्ल. जब नमाज़ शुरू करते तो कानों तक रफ़ञ्ज यदैन करते और 
रुकूअ से उठते वक़्त भी इसी तरह करते । | 

55. ख़ालिद कहते हैं कि अबु क़लाबह रुकू करते और रुकूअ से 
उठते वक़्त रफ़् यदैन किया करते थे। और जब सज्दा करते तो पहले 
घुटने रखते और जब फिर खड़े होते तो हाथों की टेक से खड़े होते और 
पहली रकअत बहुत इत्मीनान से अदा करके दूसरी के लिए खड़े होते 
और फ़रमाते कि हज़रत मालिक बिन हुवैरिस इसी तरह करते थे। 

56. ताऊस कहते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि, जब नमाज़ शुरू 
करते तो कानों तक हाथ उठाते और जब रुकूअ से उठ कर खड़े होते 
तो भी इसी तरह करते। 


जुज़ रफ़उल यदैन 78 
Ee ie sll bl २७७ ४ is sy ५... ४.७. (०९) 
० ०2 “= i | द i AY FAY POS Lol 
४ ००० ४७ 3-० (०-९ ४.१ hos ४५ Nhe dl Js) 
।$ (४. t=} Nall ew 
MS) pbs) BF ४४७४ bs (०/) 
+, bly as 3०.० २...) ७७) Hall sl Bl ५७ Lge ८ 





3 शक, द ० 6 | Ls 7 ` 

(क id (2 Ge Mle bl PU * «४८ Lie ६७१) 
Ol all 4... ;५ Re ६23 ७5> ४ ०५४ ile gz Sal Ces 
हि ६5 | (6 ७. ) ०.७, |) CaS) ||, Sst ibs 7 

gi CP YO Bs Gl fe cy २०७ Lo (९५) 
Sl gs (४2 एफ 8,५३७ (2 ool oe २५७०० ३ Vhs 
= ld 

०१ ४४ SPE Ul Be Fp * ley dee be (५१) 
०7 ls GN २२० by 4५७ 2 2० ol) : Jb sls 





57. हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल. 
कन्धों तक रफ़अ यदैन करते थे जब भी नमाज़ शुरू करते और जब 
रुकूअ करते। 

58. नाफ़ेअ कहते हैं कि इब्ने उमर नमाज़ के शुरू में रफ़अ यदैन 
करते और रुकूअ से उठ कर भी रफ़अ यदैन करते। 

59. नोअमान बिन अबी अय्याश कहते हैं कि हर चीज़ की ज़ीनत 
है और नमाज़ की ज़ीनत रफ़ञ यदैन है। 

60. क्रासिम बिन मुखैमर कहते हैं कि तकबीर के साथ झुकते वक़्त 
रफ़अ यदैन करना चाहिए । 

6.. हज़रत अता कहते हैं कि मैंने देखा जाबिर. बिन अब्दुल्लाह, 
अबू सईद ख़ुदरी, इब्ने अब्बास और इन्ने जुबैर को कि वे नमाज़ के शुरू 


79 जुज़ रफ़उल यदैन 





।3 9 |». Sls Mall ०0 smd = oe Oy. sh | 29 
ESN ७७ ree) lo 
Jes 2०७४० LO Bie bl ble ot «४ Li (१९) 
O59»: Yn) “ (५५ 9 नी बज हि (ला |» 4 Ls हि. a Ls <~) कह b 
‘Labs ly LoS SN Hall 3 wp 
3५०, ५७ ५। ७6५ se oP ८४ ७० rr ८७५ (१0 
, ५५७०४ oils ४४ ५४५ all ७ ७-० 
५७००५ bs rf aU IP RPS Fs (१६) 
; | 345) \\3। et) OHH | Cg (लक | 
eo ७३७) ls ४४ elke oi gry ४-०- (१०) 
5 all il bl Ce 3७ Bl (५० ५0७ 2 lh J 
CSN “+ (४०० SS ५-० ७०० 
में भी रफ़अ यदैन करते और रुकू करते वक्‍त भी और रुकूअ से सर 
उठाते हुए भी । 

62. इकरमह बिन अम्मार कहते हैं कि मैंने सालिम बिन अब्दुल्लाह, 
क़ासिम बिन मुहम्मद, अता और मकहूल रहमतुल्लाहि अलैह को देखा वे 
नमाज़ में रुकूअ के वक़्त रफ़ञ्ज यदैन किया करते थे। 

63. हज़रत लैस रह. कहते हैं कि हज़रत अता रह. और मुजाहिद 
रह, दोनों रफ़अ यदैन किया करते थे। और नाफ़ेअ और ताऊस रह, भी 
रफ़अ यदैन किया करते थे। 

64. लैस रह. कहते हैं कि इब्ने उमर रज़ि,, सईद बिन जुबैर, 
ताऊस रह. और इनके शागिर्द सारे रुकूअ के वक़्त रफ़ञ्ज यदैन किया 
करते थे। | 

65. आसिम कहते हैं कि हज़रत अनस रज़ि." को देखा कि जब 
नमाज़ शुरू करते तो रफ़्ज यदैन करते और जब रूकूअ करते और 
रुकू से सर उठाते तो भी रफ़ञ्ज यदैन करते । 


जुज़ रफ़उल यदेन_ 80 


339 je CALL LS (2 ८६० bs (५१) 
dis Sard ole pb oe gr 
०४ 4 8) 8५ (6, | ५०५० ४.२ Kill ca: ०0४ ५० 
NEP LR 5३४ = C5 

: Jb ए? (१ 7 १ Sp Ur Crys ७, (१४) 
3०७) ५७५०५ es (72 polls irs bly Godly let < 
HAN Bl pee 3 Ll sb by ५... 2 ods 
६5 | a (४३०१) U8) ||) | 25) |3।॥ ee! | 9७) 

Cel als Coil |७|, So jal ey ps : 53)७«.! (७ 
SLY ७. de Vols GLA als 

४0००५ ales geod coil ०४ NF Ss ४८७, (ON) 
(४) | ee ०७७, ol (९ Crd २७० ८१ Ue (०5४) 


4 | ~ iis ५2-७५ <) >] aS Js | sie sls 


66. मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्ल, 


को देखा रुकूअ करते वक़्त और रुकूअ से उठते वक़्त कानों तक रफ़अ 
यदैन किया करते थे। 

67. रबी बिन सबीह कहते हैं कि मैंने मुहम्मद (इब्ने सीरीन) रह. 
हसन बसरी रह., अबू नज़रह, कासिम बिन मुहम्मद, अता, ताऊस, 
मुजाहिद, हसन बिन मुस्लिम, नाफ़ेअ और इब्ने अबी नुजैह रह. को देखा 
ये सब नमाज़ के शुरु में और रुकू जाते वक़्त और रुकूअ से उठते 
वक़्त रफ़ञ़ यदैन किया करते थे। 

इमाम बुखारी रह, कहते हैं कि ये सब मक्का, मदीना, यमन, और 
इराक़ वाले सब रफ़अ यदेन के मसले पर एक मत हैं। 

68. वकीअ रह, कहते हैं रबीअ ने कहा कि मैंने देखा हसन रह., 
मुजाहिद रह., अता रह. कैस बिन सक्षद रह, और हसन बिन मुस्लिम 
रह. सारे रफ़ञ्ज यदैन करते थे जब रुकूअ में जाते और जब रुकूअ़् से 
उठ कर सज्दे को जाते। 


8] जुज़ रफ़उल यदैन 





८) ०७ ७० re ७७.७- Sy 79 ०७, (११) 
४-४! 3-७, Wes Js Cp Biss ४ oes obs क ७। 
2s EY Ley a) (०० il ।3। 

4) ,53 ०३। (३१.१ | # (०० ४। (5४2 Js (४०) 
OS Bl |» (७४ CF dN (५०) 2 Ol A 
APUG Ll ls (>> is) ५.)०.) 2 NS bs als 
See id UPD ia) io ९.७७ ०७४ ls 
pb 42७०० ३ oles te ७0४७४ Be ell sh ००.४3 ls 
ST sles 07 Osh ]। Wb ENS ei Sy १ 
orb UUs Uy 

gl (४ ool Lis Us : sub A J: i db (९५१) 
BOs ००५० WON: ०.७ 5 ०, x= (2 bol 


अब्दु्रहमान बिन महदी कहते हैं कि यह सुन्नत है। 

69. उमर बिन यूनुस कहते हैं कि इकरमह बिन अम्मार ने कहा 
मैंने देखा क्रासिम, ताऊस, मकहूल, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, दीनार और 
सालिम रह. सारे रफ़अ यदैन करते थे नमाज़ के शुरू में भी और रुकू 
और सज्दे के शुरू में भी। 

70. वकीअ कहते हैं कि आमश ने इबराहीम से वाइल बिन हिज्र 
की हदीस बयान की कि अल्लाह के रसूल सल्ल. रुकूअ और सज्दे के 
वक़्त रफ़अ यदैन करते थे तो इबराहीम ने कहा शायद एक बार किया 
हो लेकिन यह इबराहीम का ख़याल है वास्तिविक्ता नहीं। क्योंकि हज़रत 
वाइल कहते हैं कि मैंने आपको और आपके सहाबा को कई बार देखा 
कि वे रफ़ञ्ज यदैन करते थे। और हज़रत वाइल का कई बार देखना 
सिर्फ़ खयाल और गुमान से नहीं टाला जा सकता। 

7।. इमाम बुखारी रह. फ़रमाते हैं कि ज़ाइदह के वास्ते से मरवी है 
कि वाइल बिन हिज्र कहते हैं मैं यह देखूँगा कि आप सल्ल. नमाज़ किस 


` जुज़ रफ़उल यदैन | 82 





Db ५००० 6. 6. ५७४ 2-५ ७.५ 5 (|.० CS &; 
or । oh 7 5 ७) Sl -थण #2 ¢ ५४ ९-० क्‍ (४० 
SOPs ICE (४-२८ Slr oye 
i las 9» e+ | Obs luo is & ८5 | sl) «| 
< pole 90] >| शक, । Aes Rg, ls LSS (VY) 

ल४५ & 4 ०,-... ०४० 3। iY LN ७ ५.5 Jd 
a ' १०१ ४ yb ०-० (७)५ +54 59.० 
Cb AN ENN pe Ub Bl 5) eC is 

i %॥ 2) ler (४५० ४ ७४०० (४६) 
3208 - ६#/-+ Bg ०४ ७। ५» 3७ 


` तरह पढ़ते. हैं तो आपने तकबीर कही और रफ़अ यदैन किया फिर जब 
रुकूअ किया तो भी रफ़अ यदैन किया और जब रुकूअ से सर उठाया 
तो भी इसी तरह रफ़अ यदैन किया फिर जब बाद में ठंडक के मौसम में 
गया तो उन्होंने कपड़े ओढ़े हुए थे तो वह कपड़ों के नीचे से रफ़ञ्ज 
यदैन करते थे। तो हज़रत वाइल तो कह रहे हैं कि मैंने आप सल्ल. को 
` और आप सल्ल, के सहाबा को रफ़अ्ज यदैन करते कई बार देखा । 
72. दूसरी सनद से वाइल बिन हिज्र रज़ि, कहते हैं कि मैं मदीना 
आया ही सिफ़ आप की नमाज़ देखने के लिए था तो नमाज़ शुरू करते 
हुए तकबीर के साथ रफ़अ् यदैन किया और रुकूअ से उठ कर भी 
रफ़अ यदैन किया! | 

73. नाफ़ेअ कहते हैं कि इब्ने उमर रज़ि. नमाज़ शुरू करते वक़्त 
भी रफ़अ यदैन करते और रुकू से उठ कर भी रफ़ञ़ यदैन करते । 

74. हज़रत अनस रज़ि, भी रुकूअ में रफ़अ यदैन करते थे। 


83 जुज़ रफ़उल यदैन 





३७ >>. igs pl ४ २०८ ४ oo ta (Vo) 

, ६५86) ७ bls 5 Bl ९-० ४. 
dob ied GUND Sp 7: SN पं 
als 3७०४) aly oo os ads Bl ५४४! 
al elles gre (७७ (४४ Dabs Ge Al 6 ४-०५ 54 aly 
gly on OP EF Ho re Jl 
JAY ७०५० _2 at sie 2 0५ ५-२० ०१ ५-० 
gf sf fs ०७४ ० ७०-०५ oh (४ hes pp Sl 
HN 0७, Sy ७ Sel Labs 3७०३ २३..० 3 

He | rN 2७५.) J (33 
LB) i (6 Mr (3 5४6 ८२२५० ८४३ 3५५) -४५ 
be ०७५ 0 ४७४ ed SYN EN |,५,७ Gr Ny) 

SMe SES Sa ke. oe Mare ap: ~ (3 ४ fu है ~) 

75. हकम बिन अतीबा कहते हैं कि मैंने ताऊस को रुकूज में 
रफ़अ यदैन करते देखा । | 

इमाम बुखरी फ़रमाते हैं कि जो आदमी यह कहता कि रफ़अ्ज यदैन 
बिदअत है तो उसने सहाबा किराम को गाली दी और हिजाज़ वालों ने 


सारे मक्का और मदीना वालों को गाली दी और बहुत से इराक़ी, शामी, 


यमनी और ख़रासानी उलमा को गाली दी जिनमें अब्दुल्लाह बिन मुबारक 
और हमारे शिक्षक ईसा बिन मूसा, अबू अहमद, कअब बिन सईद, हसन 
बिन जाफ़र और मुहम्मद बिन सलाम हैं सिवाए राय वाले लोगों के और 
बदनाम बुज्ञुगोँ में से अली बिन हसन, अब्दुल्लाह बिन उस्मान, यहया 
बिन यहया, सदक्रा, इस्हाक़् और बहुत से अब्दुल्लाह बिन मुबारक के 
शागिर्द भी हैं। 

सौरी, वकीअ और कुछ कूफ़ा के लोग रफ़ञ्ज ग्रदैन नहीं करते थे 
हालाँकि वे ख़ुद रफ़् यदैन की हदीसों को रिवायत करते हैं और फिर 
रफ़अ यदैन करने वालों को बुरा भी नहीं कहते। यदि रफ़अ यदैन करना 


जुज़ रफ़उल यदैन Re i 


१७७५ Tb bl (४ ०५० _ : i gl ०५४ _५१ 
RS 5 ° ul ~ 
5-४ २२% KE Sl Snel a ol se - ५ (2 
॥ ५ SY! (२ ०० Rel oll 

. Fb UN SN gl २.० (४. - (vv) 
“lis Ce 4.) | I als हि is A ५०२५४ हि US ४ (2 
4...) (४२० S ~ DN Sls all (३ 3 | 4.2०...) (४२ os 
‘ad ls ०७, «४७४ 3 4% (४२२ UNAS ) | Lr (५ sls 

db «| कि sb SAY SP oe Cs 4.७ (४.०. (५४५) 
€! (2* deh 


सही न होता तो उन हदीसों को क्यों रिवायत करते । क्योंकि यह तो 
किसी को हक़ नहीं कि अल्लाह के रसूल पर वह बात कहे जो आप 
सल्ल. ने न कही हो। क्योंकि- 

76. आप सल्ल. ने फ़रमाया है जो मुझ पर वह चीज़ कहे जो मैंने 
न कही हो तो उसका ठिकाना जहन्नम है। 

और .यह भी एक सच है कि सही सनद से किसी एक सहाबी से 
यह भी साबित नहीं है कि वह रफ़अ यदैन न करता हो। 

77. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि, बयान करते हैं कि अल्लाह 
के रसूल सल्ल. हमेशा रफ़अ यदैन करते जब भी नमाज़ शुरू करते और 
जब भी रुकूअ करते और जब रुकू से सर उठाते और जब दो 
रकअ्तों से खड़े होते। इन सब जगहों में रफ़अ यदैन करते । 

और इन जगहों में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि, भी रफ़ञ 
यदैन करते। 

78. और सनद से इब्ने उमर रज़ि, से इसी तरह हदीस है। 


हु जुज़ रफ़उल यदैन 


LP ० _ Nid = yp dlls i> (५४१) 
alll 22 yep Ms Ol Ls en £ >| Jb ole है | 
= ९-९ Dall pil bl Bg 3 Jy) ०७ :०७ . ke 3३४ 
ESP lh ७) ७ hs ४. OST wa lp ४3४ 

LS bis Li Ci (१ dls (५ 4०८ Bis (५९) 
| wb (४.2 OS Sl pe 4 ०) ss Cp ® (४४ 8. ०४५५५ 
UP (Bs oem HB ७. ४७ ७], gS Bly Dall 5 ps 
pip US 

UN ०) »«+ (2 ९५.०७ ८ ds SA GPs (A) 
bts eps 

७॥ (५०) Fl FNP SN SP (४५ bs (AY) 
eB BERS 4 छु (५20 ८6 ५++ ७४ 
०१५ As Spl Bes Ss) (5 byirdl : yell JG (Ar) 
Cl GP 0७४ GP SN als il al Go 5००, bs ट 

79. एक और सनद से इब्ने उमर रज़ि, से हदीस मरवी है। 

80. हज़रत नाफ़ेअ रह, के वास्ते से भी इब्ने उमर रज़ि. से हदीस 
इसी तरह है। 

8]. और ज़ुहरी से सालिम के वास्ते से भी इसी तरह है। 

82. और वकोअ से कुछ शब्द बढ़े हुए हैं कि रफ़अ यदैन करते 
जब रुकूअ करते और जब सज्दा करते । 

83. इमाम बुखारी रह, फ़रमाते हैं (सज्दों में रफ़अ यदैन करने के 
शब्द महफूज़ नहीं हैं बल्कि) महफूज़ वही शब्द हैं जिनको उबैदुल्लाह, 
अय्यूब, इमाम मालिक, इन्ने जुंरैज, लैस और अन्य हिजाज़ और इराक़़ 

!. अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. की हदीस उनसे उनके बेटे ]. 
सालिम, उनके सेवक 2. नाफ़ेअ, $. अबुज्जुबैर, 4. मुहारिब बिन दसार, 
5. ताऊस और 6. लैस ने बयान की है। 


जुज़ रफ़उल यदैन 86 


nen OT + 7: 
सालिम के वास्ते से हदीस मुतवातिर है और उनसे इमाम ज़ुहरी रह. 


ने बयान किया है जिनके तेरह शागिर्द उनसे बयान कर रहे हैं। 
।. इमाम मालिक रह, के वास्ते से बुखारी, जुज़ बुखारी, मोत्ता 
इमाम मालिक, मुस्नद अहमद, मोत्ता इमाम मुहम्मद, इस्तिज्कार इब्ने 


: अब्दुल बर्र, नसाई, शरहुस्सुन्नह लिल बग़वी, इब्ने हिब्बान, दारमी, बैहक़ी 


और मुस्नद अबु उवानह में आती है। 


2. यूनुस के वास्ते से सही बुखारी, जुज़ बुखारी, मुस्लिम, नसाई, 


मुस्नद अबू उवानह, और बैहक़ी में है। 

$. शुरऐब के वास्ते से जुज़ बुखारी, बैहक़ी, दारे क्ुत्ली और नसाई में 
है। 

4. इब्ने जुरैज के वास्ते से मुस्लिम, इब्ने ख़ुज़ैमह, दारे कुनी, मुस्नद 
अबू उवानह, मुसन्नफ़ अर्दुर्रज्ज़ाक़ और बैहक़ी में है। 

5. सुफ्रियान बिन उययनह के वास्ते से जुज़ बुखारी, मुस्लिम, 
नसाई, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, बैहक़री और मुसन्नफ़ इब्ने अबी 
शीबा में आती है। 

6. अक़ोल के वास्ते से जुज़ बुखारी, मुस्लिम, दारे क्ुत्नी, बैहक़ी 
और मुस्नद अबू उवानह में है। 

7. जुबैदी के वास्ते से अबू दाऊद, बैहक़ी, दारे क्रुी, मुस्नद अबू 
उवानह और शरहुस्सुन्नह बग़वी में आती है। 

8. अब्दुल्लाह के वास्ते से मुस्नद अबू उवानह और मुसन्नफ़ 
अब्दुर्ज़ाक़ में है। 

9. इब्ने अख़ी अज्जुहरी के वास्ते से मुस्नद अहमद और दारे क्ुत्नी 
में है। 

।0. ममर के वास्ते से मुस्नद अहमद, अद्दुरजज़ाक़, दारे कुत्नी 
और अबू उवानह में है। 

।]. अबू हमज़ह के वास्ते से बैहक़ी में आती है। 

।2. मुहम्मद बिन अबी हफ़्सा के वास्ते से मुस्नद अबू उवानह में 
है। 3. हैसम के वास्ते से जुज़ बुखारी और इब्ने अबी शीबा में है। 

इमाम बुखारी का मक़सद यह है कि किसी तरह भी वकीअ के 


दर जुज़ रफ़ूउल यदैन 





ls ४ ls EN ५७ ७-५१ ७) Shep 3-४ Bie) ++ 
8५2) FFP OP SNARE HEB ०८ 
ee) BLS <४॥ ७१ IN ७७ Lf / ५+० ७-४ 
Sil SN Re i 3 : Legs (0.८... ४ ८... ob ६. | 
By ४ ,.७ BUH) ed 3 BL} ० ७ OY Lan pga ०४८ 
| Ce) 
Ms) pe (2 (५ APD eS 3५०७ (At) 
PU (४४ ८४ तर prop 
wl (2 SP ठ ®? ५ | # dll _ Ps (Ne) 
८५० 3 ऐ उ-ए४ ७० ४:०७ हु ll GF bes ७७ Bs) 
bs 53+} al (3१3 ail ७...) Nall ट 3 Cl ys 
क्‍ Ul Les Ul 3५ pes 
s IP: Sell yee Ss (४१) 
गालों ने बयान किया जो नाफ़े़ की हदीस इब्ने उमर से है रफ़अज यदैन 
करते जब रुकू करते और जब रुकू से सर उठाते। 
और अगर हम वकीअ की अल उमरी अन नाफ़ेअ वाली हदीस को 
सही मान लें तो भी यह मुख़ालिफ़ नहीं पड़ती। क्योंकि उनमें कहा है 
के “जब रुकूअ से सर उठाते” (यानी रुकूअं के बाद ही रफ़अ यदैन 
किया जाता है फिर सज्दा किया जाता है) इस सूरत में एक-दूसरे के 
मुखालिफ़ नहीं होगा। क्योंकि यह ज्यादा करना भी रफ़अ यदैन करने में 
ही है और अगर वास्तव में ज्यादा करना साबित हो तो फिर वह मक्रबूल 
होती है। Be 
84. वकीअ ने यह शब्द इन्ने अबी लैला अन नाफ़ेझ अन इब्ने 
उमर से बयान किए हैं। | 
85. और इब्ने अबी लैला ने हकम से अन मक्सिम अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास की हदीस बयान की है कि न हाथ उठाए जाएँ मगर सात 
Sy AWN ye i nD MEP tM नदी 


शब्द की ताईद नहीं है। 


जुज़ रफ़उल यदैन ० 
6 
Sabie UI TCDS rng 


०४० ‘A ५ (५ ५०४ ८२७ in | (४००० (० तन 
र हे (मी Dbl (5 iin 
७, hep -& ge SLI lilt (४४ Sel oY 
eds wl 5) ue ७? si, ee? ४६०८ ) 3+०> +| (3८ ५५9) 
थे ०२2७-०७ ५६४. wl) ls ६४. Ls ९-५ (3 
2 ४ 6४3 Sls (0४% २..... 3 ७-७ res (|: 
bls ESSN ey Gb ०-५ ७ 6-7७ oblllogYy 
bs: 5a: (5 la 3 ES ssl Yl ०.७ ences या छत आए offs sna ilinnd coe 2०, PP 
जगहों में ।. नमाज़ के शुरू में, 2. सफ़ा, 3. मरवा पर काबा की तरफ़ 
होकर, 4. अरफ़ात में, 5. मुज्दलिफ़ा में, 6. मक़ामैन में, 7. जम्रून पर । 
86. अली बिन मुसहिर रह, और मुहारबी ने भी इन्ने अब्बास रज़ि. 
की रिवायत बयान की है। | 
हज़रत शुअबा कहते हैं कि हकम ने मिक्र्सम से सिर्फ़ चार हदीस 
सुनी हैं उन चार में यह हदीस नहीं है और न ही यह अल्लाह के रसूल 
सल्ल, तक पहुँचती है। क्योंकि नाफ़ेअ रह. के शागिरदो ने इसकी 
मुखालिफ़त की है और हकम की हदीस मिक़्सम से मुरसल है। 
और ताऊस, अबू जमरह और अता बयान करते हैं कि उन्होंने 
अदुल्लाह बिन अब्बास को रफ़अ यदैन करते देखा है रुकूञ् में जाते 
समय भी और रुकूअ से उठते समय भी। 
और अगर इब्ने अबी लैला की हदीस को सही भी मान लिया जाए 
तो उसके शब्द हैं “सात जगहों पर हाथ उठाए जाएँ” । क्योंकि वकीअ 
के शब्द यह नहीं हैं कि उन सात जगहों के अलावा हाथ न उठाए जाएँ 
तो फिर उन जगहों में भी. हाथ उठाए जाएंगे और रुकूअ में जाते और 
उठते समय भी हाथ उठाए जाएंगे तो किसी तरह का तज़ाद नहीं रहता । 
।. इमाम साहब रह. का मक़सद यह है कि सबसे पहले तो यह 
हदीस पूरे तौर पर साबित ही नहीं होती और जो शब्द सही हैं वह हस्त 
फे कलिमे से नहीं हैं बल्कि ये शब्द हैं कि उन जगहों पर हाथ उठाए 


89 जुज़ रफ़उल यदैन 
sss >_< <` 


oY) jail (2०-४४! lS ५ FR en 0) i ०७ 
हि GV 2 ०.०० ७ | in ०23 (कक ($ PS 35 6-० ४५ 
CI 7०५ 3,५8 8 “०० Fj ०५७५४ i ८५ 3, 
6 53) By Gl A=] he 5२०५ ४४ ०.७५ DSS 
il ०-०७ (४५० ७ १3 /४ ८० ६ ७४ 
OP ley २० "० २०-०७ Cs |: Cs Ls b= (AY) 
bY 3 ०-० ४.२ ०४ lH lp <.४ 
Ls Poesy b> (AA) 
ol ols tes ee ४७० le 3०४ Bd) Mle op 
Ct ool Ul is Ns Oo og vl िके। 
! 3 Neg as 
०१ टू IN RF ०५:४० ४ de bss (५१) 
८४५ ५-५ ३७.) CSN Bs Sse) el JU HY ijAG 
* (७६२ ७०) 3७ dal eg 


फिर ये लोग यह भी कहते हैं कि ईदैन की तकबीरें इदुल फ़ित्र व 


अज्हा में भी हाथ उठाए जाएं और यह उनके नज़दीक चौदह तकबीरें हैं 
जिनका ज़िक्र इब्ने अबी लैला की रिवायत में नहीं है। 

कुछ कूफ़ी कहते हैं कि जनाज़ह की तकबीरों में भी हाथ उठाए 
जाएं और वह भी चार तकबीरें हैं यह भी इब्ने अबी लैला की रिवायत 
से ज़्यादा हैं। क> 

इसके अलावा भी अल्लाह के रसूल सल्ल, से हाथ उठाने की हदीसें 
साबित हैं। क 

87. हज़रत अनस कहते हैं कि आपने नमाज़े इस्तिस्क्रा में हाथ 
उठाए । < 

88. हज़रत आइशा रज़ि, कहती हैं उन्होंने आप सल्ल, को देखा 


जाएँ यानी जिस तरह और जगहों में हाथ उठाए जाते हैं उन सात जगहों 
में भी उठाए जाष्टँ। क्योंकि इस हस्र को अहनाफ़ भी नहीं जानते जैसा 





जुज़ रफ़उल यदैन | 90 


TTT नमन» न>न-ननननननमन_नतनननमननननन++++++>«5न««न+स७+»झ«+«++«+»+.«+++०»++ ० 
Ue ०3 2.०! | ह ५४.०३ 2 २० Sealy! (४... (१६) 


22 22 (५४॥ ०। ५० 4। ०, 5॥ ७ is se (४2 2४४ (3| 
El +) (2७ U3? UA in) 2४० wl ® hse sd ub 
०५०७ ७ UF) we ७५ bliss Ja al 3 Ll” 
Silos > 3 ००, phd (०६८५ bs Ui eb 
+:४७ 5 lV 3, dst bib: 
a ed ip Sisl bits yi ४ ४:०७ ९ 2.५ ०५ 
ES Ol og: ७ wi : 005, 3 le ll 
५९५५ 29) 

“ils ly ३०२४७ "० Les ५१ AAAS UP २.5 Lis (११) 
ils, दा Jb bi (६.० bs ioe, 4८2८ #4) Uy 
CE A pl phd ol digg Chey 2४. 23 
SSS eb Df dy is २5 ४ 
आप हाथ उठा कर दुआ फ़रमा रहे थे-“ऐ अल्लाह मैं एक इन्सान हुँ 
अगर किसी को मैंने तकलीफ़ दी या बद दुआ दी तू उसे अज़ाब न 
करना ।” 

89. हज़रत अबू हुरैरह रज़ि, कहते हैं कि आपने काबा की तरफ़ 
होकर हाथ उठा कर दुआ की “ऐ अल्लाह दौस को हिदायत दे और उन्हें 
मेरे पास ले आ।” 

90. हज़रत जाबिर बयान करते हैं कि तुफ़ैल बिन अम्र रज़ि. ने 
कहा हज़रत आपको दौस के महल की ज़रूरत है? तो आपने फ़रमाया 
नहीं फिर अन्सार का ज़िक्र किया। तुफैल ने भी हिजरत की इसके बाद 
एक और आदमी ने भी हिजरत की। वह आदमी बीमार हो गया तो 
उसने तीर के फल से अपने बाज़ू की रग काट ली और मर गया। तो 
हज़रत तुफ़ैल ने ख़्वाब में देखा और पूछा अल्लाह ने तेरे साथ क्या 
सुलूक किया? उसने कहा मेरी हिजरत की वहज से मुझे माफ़ कर दिया 
फिर इसके. बाज़ू को देखा तो वह बेकार था। इस लिए उसे हम ठीक 


कि मुक्रदमह में बयान हुआ है। और यह कि रुकू के समय रफ़ञ् 


9] . 


जुज़ रफ़उल यदैन 
MNS (१ ea ९७ कर 
| र y ill (3। ८.० ) 
CP च--+न SP २२७० (2 he ० ४ Ls fe  >हो (११) 
Ceol te ed Bg sho Fl ७५! 
6; [ ads Veet 
(2 » (2४७४ -४ els ०» ७६ bl (4 ९“) 
{Cs (४७ Bo) Wie UP Sob gl Cal (# AM Ae 
, ७५ 0७ २७ #-५ ९५० = A Spe ८०० 
he esl ७ $3 5६ 5.» ७ ES Ll 
५०००५ ००) ० ०2०० Dry F Ml ९० LEE Sal Hell 
DSTO FH | 3-५ bl ple ४.७ (१०) 
F Hl NAA borer 
नहीं करेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्ल, ने हाथ उठा कर दुआ की- 
“अल्लाह इस हाथ को माफ़ कर दे!” हे ih 
9]. हज़रत आइशा रज़ि, फ़रमाती हैं कि एक रात आप | निकले द 
मैंने बरीरह को आपके पीछे भेजा ताकि देखे कि आप कहां जाते है ।. 
आप बक़ीअ कब्रिस्तान के निकट जाकर खड़े हो गए और हाथ उठाकर ॒ 
दुआ की फिर वापस आ गए और बरीरह भी वापस आ गई । सुबह मैंने 
पूछा हज़रत रात कहां गए थे तो फ़रमाया बक्रीअ वालों के लिए दुआ 
करने गया था। Tm न 
92. एक सहाबी ने देखा कि आप अहजारे जैत के निकट हाथ उठा 
कर दुआ कर रहे थे। र र 
93, हज़रत आइशा बयान करती हैं मैंने आप्र सल्ल, को हा | 
कर दुआ करते देखा यहाँ तक कि आपके दोनों बाज़ू ज़ाहिर हो गए यहाँ 
FE UN Nl UR TEE फस > होली की 


यदैन के इब्ने अब्बास और इब्ने उमर ख़ुद भी करने और कहने वाले हैं 


जुज़ रफ़उल यदैन 92 
पलक ०४५०४ ० hi gl : ७ (७ Ua Uy wl 
4 8 gl ५ ५.०४ 3.० <. 5४ Cn) ¢ 
(७! Js ५५220 Hb Dsl ¢ a STI Js Ri 5] 
NS gS CS | ७ 
et <li ¢) : ७) 
FSF “व (४ AS ७9७५ Cy as tus (११) 
(2 Eg Ol ol ७० (४ ५५ hl bos diy, i 
JU ८५७, YN Cols hl bos Bl Jy L 0 i 
Sela oh o> ९०४ Hie A lbs ob 6५ 
६4 नी की (७ 9 el ५४० ४ ese 3 ;..... 
BOL ४७ ५-४ goa Eg ७२ Cel dsl | 
४०५ pT NSE oe OSM by Co gl Cag 
. ८५. lt ८ Ce ४५ ४. | >= $ | : a 
ub ols sl = ae UF ne Cp USA (४ 3०... Lis (AV) 
तक दुआ को कि हज़रत उस्मान रज़ि, वापस आ गए। 

94. हज़रत अबू हुरैरह रज़ि, बयान करते हैं कि आप सल्ल, के 
सामने एक आदमी का ज़िक्र किया गया है जो लम्बी यात्रा करके बिखरे 
बाल और मिटटी में भरा हुआ अपने रब के सामने हाथ उठाता है और 
या रब या रब कहता है। इसकी दुआ कैसे क़बूल हो जबकि उसका 
खाना-पीना और पहनना हराम माल से हो। 

95. हज़रत अली रज़ि, फ़रमाते हैं कि वलीद की बीवी आपके पास 
आई और शिकायत की कि वह हमेशा बहुत मारता है आप सल्ल, ने 
फ़रमाया उसे जाकर इस तरह कहो, वह फिर आई और शिकायत की 
आप सल्ल. ने फ़रमाया उसे कहना कि आप सल्ल. ने इस तरह कहा है, 
वह फिर आई और कहा कि वह इससे रुक नहीं रहा है तो आपने हाथ 
उठा कर उसके लिए बद दुआ की। 


इस लिए भी हस्र सही नहीं है। 


93 


जुज़ रफ़उल यदैन 
क्र Mrmr ns Sours Moe जा mast `: \ Ms |... I 7 uo (5 sy AUS 
SERENE s का 
~ 5. aS ES US ,.५४ 
; ँ 78 Seis ४ Las = (AA) 
© yu (2) JA yh ® ७ | १ ५) ts AD हर 
पं <०)४। $ ०५७ nr 7 3७४ 0७ Ss bl Cae ४७ be 
GF He Ge Se oP sl ४४ ४३७४। = lke bo (११) 
FN pS आठ 2 5७४० de gol ८६ २००४ ७ 
CSN GFN » 
Hid Os) iP ७५०६० WSs Yon : yb J 
०» ७ ५३५४ 3५७ ६७ ols 5० ६४० AY ०.०० 


हें बारि बन्द 
96. हज़रत अनस रज़ि, कहते हैं कि बारिश बन्द हो गई तो 


शुक्रवार के दिन किसी ने कहा ऐ हज़रत बारिश नहीं हो रही ज़मीन 
सूखी है, जानवर मर रहे हैं तो आप सल्ल. ने दुआ के लिए हाथ उठा 
दिए उस वक़्त आसमान पर कोई बादल नहीं था आपने इतने हाथ 
उठाए कि बग़लों की सफ़ेदी ज़ाहिर हो गई। आप अल्लाह से बारिश 
मांगते रहे तो हमने अभी जुमआ की नमाज़ पूरी भी नहीं को | थी कि 
इतनी बारिश हुई कि जो नज़दीक घर वाला जवान भी घर न पहुच सका 
यहाँ तक कि आने वाले जुमा तक बारिश होती रही। फिर उसने र कहा 
कि अब तो मकान गिर रहे हैं और जानवरों के लिए भी जगह नहीं रही 
तो आप हँस पड़े कि आदम के बेटे कितनी जल्दी उकता जाता है और 
आपने दुआ की या अल्लाह अब बारिश को दूर लेजा हम पर न बरसा 

आसमान खुल गया । kh 
97. अबू उस्मान कहते हैं हम और हज़रत उमर रज़ि, लोगों को 
नमाज़ पढ़ाते थे फिर रुकुअ के बाद हाथ उठा कर क्कुनूत पढ़ते थे यहाँ 
तक कि पहलू ज़ाहिर हो जाते। 

98. यही वाक्रिआ एक और सनद से भी है। | j 

99. हज़रत अब्दुल्लाह वित्र की आखिरी रकअत में सूरह इख़्तास 
पढ़ते और रुकूअ से पहले हाथ उठा कर क्रुनूत पढ़ते । 


MS 22020... बह 


br Flt HW lbs.) 
2 Sh ७०१० 0७४७ Sl Fb al GY oe 
SIH iS DG GUY ७.८ Ue ls el 
०५, ०७, ७५ ४0 ev ads liad, 
Dll 3 SLY (४2 ७५-०५ all Sse eg 
HS ०१ छह 25 3५५२ as Us (१०१) 

ह C5 Le ०-७ (४.2 ०७ wl ८ 

हर 7 UP ili ४ २७८ bl yl + हर Ls (१०४१९) 
४ 2८० 22०७: ५ ७ ०, ,.। 2 ८0७ e mol 
ON ESN al) (४) bls 


छ 


a ae ER FMC Foe 

इमाम बुखारी फ़रमाते हैं कि ये सारी हदीसें अल्लाह के रसूल सल्ल. 
और सहाबा से साबित हैं, न इनमें मतभेद है, न टकराव। क्योंकि ये 
भिन्न-भिन्न अवसर हैं। 

।00. हज़रत अनस रज़ि. फ़रमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल 
सल्ल. को कभी हाथ उठा कर दुआ करते नहीं देखा सिवाए इस्तिस्क्रा 
के। यह हदीस हज़रत अनस रज़ि. की है जो उन्होंने देखा बयान कर 
दिया है। इसका यह अर्थ नहीं कि नमाज़ में पहली बार भी हाथ नहीं 
उठाए । हालाँकि हज़रत अनस रज़ि. से ही पहले गुज़र चुका है कि शुरू 
नमाज़ में भी और रुकूअ के समय में भी हाथ उठाते और नमाज़ के 
शत दुआ में भी हाथ उठाते। और इसके अलावा कुनूत में भी हाथ 
उठाते । 

07. हज़रत अनस रज़ि, से ही रिवायत है कि आप रुकृज़ में भी 
हाथ उठाते । 

।02. हज़रत मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं कि अल्लाह के रसूल 
सल्ल, शुरू नमाज़ में और रुकूअ में जाते और उठते समय हाथ उठाते | 

इमाम बुखारी फ़रमाते हैं कि जो व्यक्ति यह कहे कि सिर्फ़ रुकूअ 





95 जुज़ रफ़उल यदैन 





ESN ० ९-० ४० कक HS ०,४ Ss i ८७ 
Loire dis » ८0 be bbs GSN wh ७) Bb 
e# ट 46 (5.०७. ye pb \3l ७५७ (४.१ 3७४ छ ७ lel 
Yl Cen Dail 2 ७ bs 5.५.) sss 
oii Ce Un BUF JN (# 4 sb ४ ७.७३ 3 Xl 
Ld MEF Fg HN Gs 
Yall Cee Sv 2 ys 3०० 2) po (2 2) 
PLE ७6 Gd Ap २७ DNS 
७१ oor Le ०४७३] ९०० 6.2 ७७ A pr 2 ह॥० 
oe Gls 69७] २० €.२-०७ ch pl ०० ४.५० 
ke hil inst ९०४ (७.2 USS labs Ce ppp ०५) ६5 | 
| ; आ el 


में जाते और उठते ही रफ़ञ् यदैन है इसके अलावा नहीं (तो यह भी 
ग़लत है) क्योंकि अबू हुमैद ने दस सहाबा की जमाअत में नमाज़ पढ़ी 
और दो रकअत से उठ कर भी रफ़ञ् यदैन किया (और दस सहाबा ने 
उनको सच माना) और ये सब चीज़ें सही सनद से साबित हैं, उन (की 
सेहत) में कोई मतभेद नहीं अलबत्ता कुछ लोगों ने रिवायत के शब्द में 
कमी- बेशी से बयान किया है और इस तरह से ज्यादा करना इलम वाले 
के नज़दीक मक्रबूल होती है। 

और जो अबू बक्र बिन अय्याश रह. ने हुसैन और मुजाहिद के 
वास्ते से नक़्ल किया है कि इब्ने उमर रज़ि. नमाज़ में सिफ़ पहली बार 
हाथ उठाते। तो उसकी ख़ुद मुजाहिद ने मुख़ालिफ़त की है। क्योंकि 
वकी कहते हैं कि रबीअ कहता है कि मुजाहिद रह. ख़ुद रुकूअ में 
जाते और उठते समय रफ़अ यदैन करते थे। और जरीर लैस के वास्ते 
से बयान करते हैं कि मुजाहिद रह. रफ़ञ् यदैन करते थे और यही बात 





जुज़ रफ़उल यदैन i 
` 


4५62 FF le ०७७६ ०२-७० ७3.2 GO Ts ७ 
BH Cs Us ५४७ ol « des 62२० sls ७-0 opt 
SL 8. ee ol Ll) IG FANS JS Op 2) 


hs 

or Js ट 0१ rs (| sll UP se (७ (१ ५९) 
Ue ginal /४ Ned ७, | albsl tts Cal bile ymiLe 
' हैं ०७ ९-० €४) By randy ,4७॥ ७ |. 

SAPS WLS) is 2 a ७४.७. (१.४) 
०५०० ८< ०५७ kes ds Wise) se Cr dls of (५ ४ 
०७, ds pee (५5५ Ls 4०५.) (४) Nall (9 ¢ 5] बर्ड abl 
८०५ २०००० lee ०५७ ES oe iy 5| ८७४ (| 
‘ll 3 ८0३ 
MSIE RNS SOI Nir vit 

इलम वालों के नज़दीक सही है। 

सदक़ह कहते हैं इस रिवायत के बारे में कि मुजाहिद रह, ने कहा 
इब्ने उमर रज़ि. ने न हाथ उठाए मगर पहली बार, तो असल वजह यह 
है कि उसके साथी का आखिरी उम्र में हाफ़िज़ा कमज़ोर हो गया था! 
इस लिए रबी रह, और लैस रह, के शब्द सही हैं। 

और यह कि इब्ने उमर के शागिर्द ताऊस, सालिम, नाफ़ेअ, 
अबुज्जुबैर और मुहारिब बिन दसार वगैरह बयान करते हैं कि हमने उन्हें 
रफ़अ यदैन करते देखा है। नमाज़ के शुरू में भी और रुकूअ के वक़्त 
भी। 

703. तमाम बिन नजीअ कहते हैं कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ 
रह. बाबे ख़ल्फ़ में उतरे तो हमने कहा चलो अमीरुल मोमिनीन के साथ 
नमाज़ अदा करें। इस तरह हमने ज़ुहर और अञ्न की नमाज़ें उनके साथ 
पढ़ीं वह रुकूअ में रफ़अ यदैन करते थे। 

।04. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि, फ़रमाते हैं कि अल्लाह के 


Sa SEAS ON GY २० ७. Lol le उठ 


97 
ofp gre rm ४०० (०) 


जुज़ रफ़उल यदैन 


ir ०९ ९० pr Hol ANS 
Clos: 
obs sp ype ४ ०५०० ४ ४.७ 2 bis ON 
॒ e ll ६ ७। Ss ० + Foie ही | i 
PT 2 tains हट हे > 
AYR ० EY कक ७० ५० 
PSY SL Oe seb 2 ४१०४ ४५० ५) ह ह 
FES AS YS 3०३ ४३ | ४४४ + 22० | ० 
, JY »«४। <४७ Jb ४9५० 


भी कन्धों र - HERES Sn Ua se ve CA WE veep तक श 
रसूल सल्ल, जब नमाज़ के लिए खड़े होते तो भी कन्धों तक हा 


उठाते और रुकू से उठ कर भी करते और समिअल्लाहु लिमन हमिदह 
कहते और सज्दों में न करते । ~ ह 
है ।05. यहया कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि, को 
देखा वह सज्दों के बीच भी रफ़ञ्ज यदैन करते थे। इमाम बुख़ारी रह, 
फ़रमाते हैं (किसी के कार्य के मुक़ाबले में) हदीस ज़्यादा हक़ रखती है 
कि उस पर अमल किया जाए। F | 
06. हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह कहते हैं रसूल सल्ल. 


सुन्नत ज़्यादा हक़ रखती है कि उसकी पैरवी की जाए। 


7. मुजाहिद रह. कहते हैं कि नबी सल्ल. के अलावा कोई ऐसी 
Rs | क का की बात मानी जाती है कोई छोड़ दी जाती 
bp ie ns प ने इमाम औज़ाई रह. से पूछा हर 

“7 इमाम साहब रह. का मक़सद यह है कि सहाबा किराम का ।. इमाम साहब रह. का मक़सद यह है कि सहाबा किराम का 
अगरचे मक्राम बहुत आला और ऊँचा है लेकिन सुन्नत के मुक्राबले " 
किसी सहाबी के काम की कोई अहमियत नहीं है। और |! #॥।॥ 
अनस रज़ि. से सही हदीस मरवी है जिसमें रुक के बात एक प्रो 
का ज़िक्र है और सज्दों का जिक्र नहीं ह । 


जुज़ रफ़उल यदैन क्‍ 28 
UY 20.5५ el Gb SY - (४5५४ 5.५ 


१०.७ >> SPA ४, ७५ ५४० CIES (१) (ज JAS by 
किन 04400, RR iy... pk 
तकबीर के साथ रफ़अ यदैन है? तो उन्होंने कहा पहले इसी तरह था। 
इमाम औज़ाई से ईमान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा ईमान 
कम और ज्यादा होता. है जिसका यह ख़याल हो कि ¬~ पह खयाल हों कि, ईमान कम या ईमान कम या 


. इमाम साहब रह. का मक़सद यह है कि हर उम्मती की सारी 
बातें बौर तहक़ीक़ के क़बूल करने लायक नहीं होती, सिर्फ़ अल्लाह 
पआला का फ़रमान बगैर किसी दलील और तर्क के मान लेना चाहिए 


या फिर वह नबी सल्ल, का इर्शाद जो सावित हो जाए कि सच मुच 


आप सल्ल. का इशदि गिरामी है उसे किसी दलील और तर्क के मान 
लेना चाहिए । अल्लाह और रसूल के अलावा किसी उम्मती की वह बात 
क़बूल करने योग्य होगी जो ख़ुदा और रसूल के मुताबिक़् होगी । 

इमाम साहब रह. ने इसमें इल्ज़ामी जवाब दिया है कि अगर इमाम 
औज़ाई रह, कहते हैं कि रफ़अ यदैन रुकूअ के वक़्त न करना चाहिए । 
जोकि उनके असर से साबित नहीं होता तो फिर उनके दूसरे क्रौल पर 
भी अमल करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने फ़रमाया है कि जो शख्स कहे 
कि ईमान में कमी और ज्यादती नहीं होती वह बिदअती है और 
बिदअती की बात सुनने से बचो। यानी आज चूँकि अहनाफ़ का यही 
खयाल होता है तो इस तरह तो फिर अल्लामा औज़ाई के कहने के 
मुताबिक्र उनकी कोई बात भी क्रबूल करने योग्य नहीं होगी । 


जुज़ रफ़उल यदैन 


७७७ ae _ 3 ¢> DS ig Cr hes LA> ( 7 
SL |# SS bl loge des Nos) Fd 
; °} ‘9 


५-९ (४० 


tudo ४ bus pub tO) 
Cand ol Cp BLL ४-५८ (2 


$ ५ EE 
2+ 


| a हि. Uy a |) * हु 6 पड 
ss BIEN) ५))| ८? ye i | ही ९ हा ह न 
USN eb Bb Bil be 7.४ (४ 3 ९-९ 


Ol a CP SAS ad ५ C2 kel db (१११) 
र ५ है. 8 ss ४ [es ७ पु हि E en 2] 
le 35 sl 0७ (५ ह wl ५०2 2 «** , als उ के एम 


९-९ (४० 530] 
eb hd bore Mg ४.५ \Y) | 
: 85,८४० ४ $ ०-५ PPS IS rd 
ely | A 9) ns 2) Ls ll, ५3) Ur hs Ls (\\Y) 

.» ® कं है bs hl ° De a 3 . [ 293 ",) ड १ 
Ge mobs gil dss “tT 
teil iS dN 3 ५-९ RS 
A EY a Be (2 bi (११६) 


ज्यादा नहीं होता वह बिदअती है उससे बचो। 


।09. नाफ़ेअ कहते हैं कि इब्ने उमर जनाज़ा पर तकबीरें कहते 
और रफ़अ यदैन भी करते । MEN 
।।0. दूसरी सनद कि इब्ने उमर रज़ि. जनाज़ा की हर तकबीर पर 
रफ़अ यदैन करते और दो रकअतों से उठ कर भी। a 8 
।]. तीसरी सनद कि इब्ने उमर रज़ि, जनाज़े को नमाए 
रफ़अ यदैन करते । 9 ही 40 पता 
।]9. उमर बिन अबी ज़ाइदा कहते हैं मैंने कैस बिन अबी हाजिम 
को देखा जनाज़ा की हर तकबीर पर रफ़ञ्ज यदैन किया | Rr 
।23. मूसा बिन दुहक्रान कहते है मैंने अबान बिन उस्ान का ५ 
जानाज़े की पहली तकबीर पर रफ़् यदैन | किया । as 
।4. अबुल गुस्न कहते हैं मैंने ना का ५४ जाल ५ 


जुज़ रफ़उल यदैन I00 
bo i 2S NONI, 


GER 0० ८४०२० Gayl _... 
‘tlk 
PSN a oN hg dee tu (११०) 
SEER IANO ८२ Nl 2 IN UF 
50५ |» ow 5,५50 
AALS I 2 Lib २0.५० Ly |० us (११५) 
४.2५ el 4८४६ 2 HU + [2 ४,०७६. Col) JG ol 
8४ (४ « ९-५ 
Jb Ls > ts as yl dis ule Wd (११४) 
FS) iY Fe ysl 533) "८ op Ag) 
SAH? sb Shs ७४ dike Cy Ue ४.० (१)/) 
He Sp wns 
RSI ०४०] LE se ७ OU ० 6४5 ०७ (१११) 
मु 8,०5७ us| ~ ९-० 
le «| ess JL ५१ hes alls (१६०) 
= RRP 23 bl Yl Ls 
तकबीर पर रफ़अ यदैन करते । 
।5. गैलान बिन अनस कहते हैं मैंने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ 
रहः को देखा जनाज़े की चार तकबीरों पर रफ़अ यदैन करते । 
76. अब्दुल्लाह बिन अला कहते हैं मैंने मकहूल रह, को देखा 
जनाज़े की चार तकबीरों पर रफ़अ यदैन करते | 
]7. सालेह बिन उबैद कहते हैं मैंने वहब बिन मुनब्बह को जनाज़े 
के साथ चलते देखा उन्होंने चार तकबीरें कहीं और हर एक के साथ 
रफ़अ यदैन किया । 
।8. हज़रत जुहरी रह, भी जनाज़े की तकबीरों के साथ रफ़ञअ 
यदैन करते थे। 
।।9. वकोअ से मरवी है कि हम्माद ने इबराहीम से पूछा तो 


I0I जुज़ रफ़उल यदैन 





5 » ४ Le Eel ol is i Sob] (७ 
- (४७) ४ ०५ २७ ०० है करी PH FFF 5D 

tn oo ८२५ ०७६ [०७०७४ ofa ४-० (१११) 
| , 8४५०) (॥ ५०७५ (४.१ yi 

[ A HR ९ ७.७५ 2 ०७ ७५.०० : «४ -.४ ५2,५७०.४। ७ 

2 £ | ain ह) he (2 ४» Jk : cy J 
\ sa5) 3) 9 £55) ॥ ४2७9 न ०9७ , ३१ ७४ 3 Cra HE 9 hae 
$) 

UG ०.०४ ७ (५०० 3 (2 ike Cp de de (१९९) 
FN PAS Gob ७. HIE 


उन्होंने कहा नमाज़ में पहली तकबीर के साथ रफ़अ् यदैन कर ले। 
20. और मुहम्मद बिन जाबिर से मुखालिफ़ रिवायत है अब्दुल्लाह 
बिन मसऊद रज़ि, कहते हैं कि अबू बक्र और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा 
सिर्फ़ पहली बार नमाज़ में रफ़म़ यदैन करते। 
इमाम बुखारी रह, फ़रमाते हैं कि सौरी की हदीस इलम वालों के 
नज़दीक ज्यादा सही है और यह कि हज़रत उमर रज़ि, से भी हदीस 
मरवी है कि आप रफ़अ यदैन किया करते थे। 
।2]. अली बिन मदीनी कहते हैं कि हमारे उस्तादों में से कोई भी 
ऐसा न था जो रफ़ञ्ज यदैन न करता हो। 
इमाम बुखारी रहः फ़रमाते हैं मैंने पूछा सुफ़ियान बिन उययनह भी 
रफ़अ यदैन करते थे फ़रमाया होँ। 
इमाम बुखारी रह, फ़रमाते हैं मैंने देखा ममर, यहया बिन सईद, 
अब्दुर्ररमान और इस्माईल रुकूअ जाते और उठते वक़्त रफ़ यदैन 
करते थे। 

22. अशअस रह, कहते हैं हसन बसरी रह, भी जनाज़े की हर 
तकबीर के साथ रफ़अ यदैन करते थे। 





जुज़ रफ़उल यदैन I02 





> >>) है| OSS . ^ इ 
SAAMNORT NSS: 
I F. 
६:44 ( itd | ह £ 
८&५ ) ५ ८4 2 eh yh PN 
Alc all bos Mods TEE IS PEE, | 
Nl ANS) ४४55 Ete Ey PIGS rds 
५5.॥| ब ९% | (५-५ 4.० RS \ 55 ध 5 \ 
०5 sl 55.5 
lp) 25 45% :०20:॥ 5: ४ FI | Ao 2१3, fr 
(5५) Sarl 2.0५ BAS! है 


~ 


Alga 660 tl का oso 
SD ANS A? > १4 ~? PS 
CSD ETE Fi RS १४३ ४४ ०३ 4£ कं 2, 


i sD (९ DiS ADS ६४2,» 4.० 


tf 


बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 
।. इब्ने उमर रज़ि, से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्ल 
उठाया करते थे अपने दोनों हाथों को अपने कन्धों तक जब नमाज़ शुरू 


करते और जब रुकूअ के लिए तकबीर कहते और जब अपना सर. 


रुकूअ से उठाते तब भी इसी तरह दोनों हाथ उठाते। बुखारी और 
मुस्लिम ने इसकी रिवायत की है। 

2. और बैहक़ी की रिवायत में है हमेशा रही इसी तरह नमाज़ 
आपकी जब तब कि अल्लाह तआला से मुलाक़ात की। 

3. अबू क़लाबह से रिवायत है उन्होंने मालिक बिन हुवैरिस रज़ि 
को देखा जब नमाज़ पढ़ते तकबीर कहते और अपने दोनों हाथों को 
उठाते जब इरादा करते रुकूअ करने का, अपने दोनों हाथों को उठाते 
और जब चाहते रुकूअ से सर उठाने का, अपने दोनों हाथ उठाते और 





I03 जुज़ रफ़उल यदैन 
MEANS GPSS ADS, Fr 
Ce 45 97 3 EA | 5 iC) -9 < 


PANG ION) 55 | A ES 
ARH LEICA ASHE WSF VS CE, ७ 
(४5 Cie A SBS ASE ०० NS 
ne ss | FAs shes AY 3s) 
>> 22-5६:-६&:2 ६८35! (4.६ HSS 
Spin FOSSA SASS GSS oy 
७७ ४. ४४543 PES gir 
5 ES 





हदीस बयान करते थे कि अल्लाह के रसूल सल्ल, भी इसी तरह किया 
करते थे।.इसको बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। 

4. और इस बारे में सुनने अबू दाऊद में मालिक बिन हुवैरिस से 
रिवायत है कहा मैंने अल्लाह के रसूल सल्ल, को अपने दोनों हाथ उठाते 
देखा जब तकबीर कहते और जब रुकू करते और जब रुकूअ्ज से 
अपना सर उठाते । 

5. वाइल बिन हिज्र रज़ि, से रिवायल है.जो एक शाहज्ादे हैं 
उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्ल, को देखा अपने हाथ उठाते जब नमाज़ 
में दाख़िल होते और तकबीर कहते कहा कि कानों तक उठाते थे फिर 
लपेट लेते थे अपने कपड़े में फिर दाहिना हाथ बाएँ पर रखते थे। फिर 
जब रुकूअ करना चाहते थे तो निकालते थे अपने हाथों को कपड़े से 
फिर उन दोनों को उठाते फिर तकबीर कहते और रुकूञ्ज करते फिर जब 
समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहते तो अपने दोनों हाथ उठाते। इसको 
मुस्लिम ने अपनी सहीह में और बुखारी ने किताबु रफ़इल यदैन में 
रिवायत किया है। 


जुज़ रफ़उल यदैन I04 





lols; (3 Aol so (S ASN) 55 प्‌ 
FC 95 5७5 | 9<4७ ples alse all C3 Mo 


FEF 25 Bat SiS 32» Pe 

SAL aR LPB Hs Ne AA 

a न भर > ह dsb 0S 5 9) A hs > 

BGM ४५: ८८७:४४५ ( ५52 
VB ALS AAS NSCLC AE 5८25-५७: 

Ses ls Al ० <0 9:०7 ८८.८ ACS 0) 

४95 Er 5 55 8५६८ ॥ (3 oS LSA As CES KE 

ss > Eo (52 EAE 9} ds 55 ( 5 


4227 “~ +~ जज Yd (०2५ /29८॥5 ७” 5 


6. अबू हुमैद साइदी रज़ि. जो अल्लाह के रसूल सल्ल. के उन दस 
सहाबियों में से हैं कहते हैं उनमें क़्तादा, अबू उसैद, सहल बिन सअद 
और मुहम्मद बिन मुसलमह रज़ियल्लाहु अन्हुम कि नबी सल्ल, जब 
नमाज़ के लिए खड़े होते तो अपना रुख़ काबा की तरफ़ करते और 
` अपने दोनों हाथ उठाते फिर अपना सर उठाते (रुकूअ के लिए) तो दोनों 
हाथ उठाते फिर अपना सर उठाते (रुकू से) उठाते अपने दोनों हाथों 
को। इसको एक जमाअत ने रिवायत किया है इनमें से अबू दाऊद और 
बुखारी जुज़ रफ़उल यदैन में और इनके अलावा औरों ने भी सही सनदों 
के साथ और इसकी असल बुखारी में है। 

7. रिवायत है अनस रज़ि. से कि अल्लाह के रसूल सल्ल. रफ़ञ् 
यदैन करते थे जब नमाज़ में दाखिल होते और जब रुकूअ करते और 
रुकूअ से अपना सर उठाते। इसको इन्ने माजा ने मरफूअन और बुखारी 
ने किताबु रफ़इल यदैन में मौकूफ़न और बैहक़ी ने मरफूअन रिवायत 
किया है। शब्द किसी-किसी में ज्यादा हैं और इसकी सनद सही है। 


05 जुज़ रफ़उल यदैन 


> Bd 2s ~ 


$ 40७३-०५ ०-०० ts TUS LESS NE (99, A 
45-32 ENB SB oe 5 diel 
39५9६ ६3 sd 9S 55 Af Cres? YSN BD 
a) SN SEEN 


OIG JB GSAS EGE, १ 

SENSASIG ४9००३ isl NS Au 
| DE pes i 2 (“६ 255) न 453 |; «5 ह 
BEEP CORNY 


05 De CRs ES 2.5 Retna 
3555 ७।४ ६७ ॥४ SA LC ८8 2 5 IEC ES 


GSN 


8. हज़रत अबू हंरैरह रज़ि, से रिवायत है कि कहा देखो मैंने 


अल्लाह के रसूल सल्ल. को अपने हाथों को नमाज़ में बराबर अपने मूंढों 
तक उठाते देखा जब नमाज़ शुरू करते और जब रुकूअअ करते और जब 
उठते सज्दे के लिए। इसको अबू दाऊद ने और बुखारी ने किताबु 
रफ़इल यदैन में रिवायत किया है। हे 

9. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि, से रिवायत है कहते हैं कि 
अल्लाह के रसूल सल्ल. जुहर की नमाज़ में अपने हाथों को उठाते थे 
जब तकबीर कहते और जब रुकू से अपने सर उठाते थे। इसको इब्ने 
माजा और बैहक़ी ने रिवायत किया है और शब्द बैहक़ी के हैं। 

।0. अबू मूसा रज़ि, ने कहा क्या मैं तुम्हें अल्लाह के रसूल की 
नमाज़ दिखाऊँ?फिर तकबीर कही और अपने दोनों हाथ रुकूअ के लिए 
उठाए फिर कहा समिअल्लाहु लिमन हमिदह और अपने दोनों हाथ उठाए 
फिर फ़रमाया इसी तरह किया करो। इसको दारमी ने रिवायत किया र है। 

।।. अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ि. से रिवायत है कि उन्होंने लोगों की 


जुज़ रफ़उल यदैन I06 


Low (४८ ait; 655 »०+॥८१ LEE, ; 
Ges iis Ries ir 
SOEs ke CHEE aso 
PAID CMT 20, | ६८5३9: १. 5 NE 

(328॥955 665) 0502 ७४६६ 
£) de NAN Sally १३! (५६. yy 
Sos eS Mss mo 3 Wal ८2:७5] 55 

Pass sas ie ,। ५:५5 »४६ 
CES eM 
dss 08 < 4६24: ST Ld iy 
2 ISS es ७५: CES As As boas 
८ (४४.४; 2220 ON व 


te SR) MEM आज Ne POR. 
इमामत की अपने दोनों हाथों को क्याम के वक़्त भी उठाया और 


रुकूअ के वक़्त भी उठाया और रुकूअ से उठते वक़्त भी और (दो 
रकञ्जतों से) खड़े होने के वक़्त भी। 

।2. मैमून ने कहा कि मैं इब्ने अब्बास के पास गया उन्होंने कहा 
अगर अल्लाह के रसूल सल्ल. को महबूब रखते हो तो तुम इन्ने ज़ुबैर 
को नमाज़ की पैरवी करो। इसको अबू दाऊद ने रिवायत किया है। 

।3. अबू बक्र सिद्दीक़् रज़ि. से रिवायत है कि वह इसी तरह नमाज़ 
पढ़ते थे यानी जब नमाज़ शुरू करते तो अपने हाथों को उठाते और जब 
रुकूअ से अपना सर उठाते। और फ़रमाया मैंने अल्लाह के रसूल सल्ल 
के पीछे नमाज़ पढ़ी तो आप इसी तरह पढ़ा करते थे। इसको बैहक़ी ने 
रिवायत किया है और कहा है कि इसके सारे रावी भरोसेमंद है । 

4. उमर बिन ख़त्ताब रज़ि, से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि 
मैंने अल्लाह के रसूल सल्ल. को देखा अपने दोनों हाथों को उठाते जब 


07 जुज़ रफ़उल यदैन 


~ 


(४४७ |$ i chs Ks Pere हक ३८4-6 
८४३.) {+2 ed \s | हक कर. RE | Eb) 5 न) 
Hs a , ५ 
७०) (29५ LNs 6 २४५ 5 5-9 


५ & 4 ESE NSN Foe 

॒ 4४5“ Cf ० 2७-27: 
22... 20, 9 4 3७ ५3) 7 dots 6. At Gres EY 
pb ES, ८0 7२०७॥७ 8:55 6 & SL ४४ 


h +d | 


“.७| MRE ; (७ RA vl /०४.०2७ ८, + ; 

AES Ns) 2.23 2४4०६ 
तकबीर कहते और और जब रुकू से अपना सर उठाते। इसको दारे 
क्ुत्नी ने रिवायत किया है। 

हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ि, से रिवायत है कि वह जब 
फ़र्ज़ नमाज़ के लिए खड़े होते तकबीर कहते और अपने दोनों हाथ 
कन्धों तक उठाते और इसी तरह करते जब अपनी क्रिरअत पूरी करते 
और रुकू करने का इरादा करते और जब रुकूञ़् से उठते तो इसी 
तरह करते। इसको अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजा, दारे करुल्नी, 
तहावी और बुखारी ने किताबु रफ़इल यदैन में रिवायत किया है और 
तिर्मिज़ी ने हसन सहीह कहा है। और इमाम अहमद रह. से इसके बारे 
में पूछा गया तो उन्होंने फ़रमाया यह सही है। 

उमर लैसी से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्ल, अपने दोनों 
हाथों को उठाते थे हर तकबीर के साथ फ़र्ज़ नमाज़ों में। इसको इब्ने 


माजा ने रिवायत किया है। 


बरा बिन आज़िब रज़ि, से रिवायत है कि मैंने अल्लाह के रसूल 
सल्ल. को देखा जब नमाज़ शुरू करते तो अपने हाथ उठाते और जब 


ना mm 


23५0) 20» ५:४३: (९ 


¢ 5 FP ४2 5 ८८ # क 
a TST 


GSE GAYE, ie Ns 
AS POL SEBS Me dS FOS SNE IANA 
PREF Sih EY MN 
eis Eo CSG SSHENG SS Cpe ino 
50-3॥839|5 %/। ४६८ 4०८० - FE, 


०७039 8००८० SPOS, ५ 
5: 255 gE ds? als lead i 40 Or 

३ Co FF हि (2 ya | ० | हन ~ ~ 
5 A 5 Lie ०0)० bis ८, ४५८७५ Ce; ।१ 





चाहते रुकूअ करना और जब अपना सर रुकूअ से उठाते। इसको 
हाकिम और बैहक़ी ने रिवायत किया है। 

नजर बिन कसीर से रिवायत है कहते है कि मेरे पास खड़े होकर 
ताऊस ने नमाज़ पढ़ी, जब वह पहला सज्दा करके सर उठाते थे तो 
अपने हाथ मुंह तक उठाते थे। इब्ने ताऊस कहते हैं कि मैंने अपने बाप 
को इसी तरह करते देखा, वह कहते थे मैंने इब्ने अब्बास रज़ि, को इसी 
तरह करते देखा और मैं जानता हूँ उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल इसे 
करते थे। इसको अबू दाऊद और नसाई ने रिवायत किया है। 

हुमैद बिन हिलाल से रिवायत है कि मुझ से उसने कहा जिसने 
देहाती से सुना कहते थे मैंने अल्लाह के रसूल सल्ल. को देखा कि आप 
नमाज़ पढ़ने में रफ़अ यदैन किया करते थे। इसको अबू नईम फ़ज्ल 
बिन दुर्कैन ने रिवायत किया है, यह हदीस मुरसल है। 

क़तादा रज़ि. से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्ल, अपने हाथों 
को उठाते थे जब रुकू्ज करते और रुकूअ से सर उठाते। इसे 
अब्दुरजज्ज़ाक़ ने अपनी जामेअ में रिवायत किया है। 


I09 जुज़ रफ़उल यदैन 


5200 26। 55 / BISS RIN 4०555: ८.४ 

हर 0४ + wt 
५5245 ६-४ { ६७००६ AIAN So; ४- 
NS SE VAS EASES FASS 
SSG SENS BSS NE SESE 
LEAR 35 Cea | 


~ 


~ 


als | be 4 5 5 ) ७ Gs CS A:T 
EN 3 dR iS deste HS 
(५८७३3 ८४७८ 
‘i (४9७ (3५ 4.2 (5.3 9४८ SD Cy BUD ५५४) E is 


325 2 (Ee | 32-०७ RISE 


दूसरी हदीस मुरसल हसन रज़ि, से रिवायत है कि नबी सल्ल, जब 
तकबीर करने का इरादा करते थे तो अपने हाथ उठाते और इसे कानों 
से ज्यादा ऊँचा न करते और जब रुकूअ से अपने सर उठाते तो कानों 
से ज्यादा ऊपर न ले जाते। इसे अबू नईम फ़ज्ल बिन दुर्कैन ने किताब 
स्सलात में रिवायत किया है। 

सुलैमान से एक हदीस मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्ल, नमाज़ 
में रफ़अ यदैन किया करते थे। इसको मालिक ने मोत्ता में रिवायत 
किया है। 

चारों ख़लीफ़ा और वे दस सहाबा जिनको दुनिया में जन्नत की 
ख़ुशख़बरी दी गई थी और अन्य सहाबा कुल 43 हैं जिनसे आप सल्ल. 
का रफ़अ यदैन करना मरवी है। 

।. अबू बक्र, 2. उमर, 3. उस्मान, 4. अली, 5. तलहा, 6. जुबैर 
7. सद, 8. सईद, 9. अब्दुर्रहमान बिन औफ़, 70. अबू उबैदह बिन 


i Ab 3 


जुज़ रफ़उल यदैन II0 
ध 5.) । 5५ म 
४ ४:22! =} i E> Ns ~ < 
नै ` न (+ 656: कम ! 
sess? Ns Ros Ness 
हु पक हा 32 ee 3 2] : 2s | k न \ 2 ~ \ DST 
55४४० <> ०5 5, ०८ at ON ८४ (४ 7-२४ 
८७ है ° क EE 22 - है: हि a व 
5 is 8: (2०४०2 ५५४४५ AT A 
43 ५2“ >> (९9 (५९ ० हट ८ हे है ° 


7 dd ° DD 2 ~ हे 9.2 
RECESS IEE NS EE 


~ (2 है (६ A Ey a क 2+ 
voll CyB CALs 75६ 3» (४ ६... RENE 
5 RGSS ERB i ४4५ , ,८ ८: ८६८५ 
Ea opts SEE 
SESS EN GEES G3 Ts Al 
पड SIS IRI 
So ।5 छः Gs | a दिए 245 as 6 Gs 
2४0५ 74% 44507: DEN 


है 


A DF p ~ ट 5 /) A + (ड CE 
2b eye ५६-७०) cP 60 Ss io Gt + a) 
ss ° Bra ४० कक ~ a 


जरीह, 72. मालिक बिन हुवैरिस, ।2. ज़ैद बिन सावित, ।3. उबई बिन 
कब, 4. इब्ने मसऊद, 5. अबू मूसा, 6. इब्ने अब्बास, 77. हुसैन 
बिन अली, 78. बरा बिन आज़िब, ।9. ज़ियाद बिन हारिस, 20. सहल 
बिन सञ़द, 2।. अबू सईद ख़ुदरी, 22. अबू क़तादा, 25. सुलैमान, 24. 
अप्र बिन आस, 25. उक़बा बिन आमिर, 26. बरीरह, 27. अबू हुरैरह, 
28. अम्मार बिन यासिर, 29. अदी बिन अजलान, 30. उमर लैसी, 3]. 
अबू मसऊद अन्सारी, 32. आइशा, 38. अबू दरदा, 34. इब्ने उमर, 35. 
इब्न जुबैर, 36. अनस, 37. वाइल बिन हिज्र, 38. अबू हमैद, 39. अबू 
उसैद, 40. मुहम्मद बिन मुसलमा, 47. जाबिर, 42. अब्दुल्लाह बिन 
जाबिर अल बयाज़ी, 43. एक देहाती ये कुल 43 सहाबा रज़ियल्लाह 
अन्हुम हैं इन रावियों में ख़ुलफ़ाए राशिदीन भी हैं और वे दस सहाबा 


IiI ~ ~________छुरफडल यदैन 
५55242 ह जल्द aks 2b 
$ SD Pb NN ss SE A> 
~ है. i at न्न्डः (£ i, ~~ 
oe do रह ट fe (५-०७ S43 
३-५ OM #६ -_ (| i Roe I [ङे १: हि 
te [iE ~ E 7 NOS fC . ० cls] wt 7 2 ए ~ 
7s 5 Co SC) Gel 5 52s 
न ली है कट 2 (2) | [8 ~ 6 ES 
FECA ४ 4222-४2 »85 rt si 


उक की अधि £ i “ ८ va Eos = - 2 < श 
Cs Cy [3 (८./४८४ (५३-४७ ५2००४» (3 | € ( Fr | 


७ `, 
ra \5%x EB & 5 22 bs ~ ~ 5 
Co Css ZS 9 5 CFA अर Os (ls \b 
FO ~ iz > Fr ह, 
i 727 45७5.450॥८2 ५४:०८ ८ 40 a 
SHS he EB; 


° 


ee BE, 
\9 9 


जिन्हें जन्नत की खुशखबरी दी गई है बे मो हे। ज्र उ दम ऊ खुशख़बरी दी गई है वे भी हैं। और वे उलमा जो 
रफ़अ यदैन करने के कहने बाले हैं। 
॒ रफ़अ यदैन पर सहाबा का इज्माअ 
जो सहाबा हैं उनमें से एक भी बाक़ी नहीं। उनमें से किसी से 
रफ़अ यदैन न करना सही नहीं । ॒ 
रफ़अज यदैन के कहने वाले ताबईन और अइम्मए दीन ताबईन रह. 
और उनके बाद के मक्का के उलमा 
मदीना, हिजाज़, यमन, शाम और ज्यादा तर इराक़् वाले और बसरा 
वाले और अक्सर ख़ुरासान वाले रफ़अं यदैन के कहने वाले हैं जैसे सईद 
बिन जुबैर रह., अता बिन अबी रबाह रह, , मुजाहिद रह, क्रासिम बिन 
पुहेम्मद रह., सालिम बिन अब्दुल अज़ीज़ रह,, नोमान बिन अबू अब्बास 
९४., हसन बसरी रह., इब्ने सीरीन रह,, ताऊस रह., मकहूल रह,, 
अब्दुल्लाह बिन दीनार रह, नाफ़ेअ रह, हसन बिन मुस्लिम रहं., क़ैस 
बिन सझद रह., इन्ने मुबारक रह., और उनके : आम शागिद और बुखारी 
के मुहद्दिस जैसे ईसा बिन पूसा रहः, कअब बिन सईद रह, मुहम्मद बिन 


, ५... -7 मिल ललन नीलम ली 
dy 3 AASB ENS ५0४ iB .5॥62:0५५ 
20:85 Fs AES ६ NAS ८. 2४5 

Bia 
MERE ८ ६-5 2 iscsi | 
OS ॥ ८.०5 AEF NAS ६-७ Eo 5 25 | 
(७.2 “45७45 (६०2 CIC TURN ०... 2) 

FHM ४८25 २४ ds wie GEN 
SESE TSS SAIS, 2 Ss ४ 85 
LIS \5 NS) Cis er (22 १-० 5 


“+ (5 


TE 
f CN 





सलाम रह., अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद मुस्नदी रह,, इमाम अहमद रह,, 
इस्हाक़ याकूब रह,, हुमैदी इब्ने मदीनी रह., इब्ने मईन और अहले ज़ाहिर । 
रफ़अ यदैन वाजिब है 
और औज़ाई रह., हमैदी रह, और उनके अलावा एक जमाअत का 
मसलक यह है कि रफ़ञ्ज यदैन वाजिब है और नमाज़ में इसको छोड़ देने 
से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है। इसके वाजिब होने पर एक दलील यह 
भी है कि मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्ल. को 
नमाज़ में रफ़अ यदैन करते देखा और आप सल्ल, ने उनसे और उनके 
साथियों से फ़रमाया। इसी तरह नमाज़ पढ़ा करो जिस तरह तुमने मुझे 
नमाज़ पढ़ते देखा और हुक्म देना वाजिब होने के लिए आता है। 
रफ़अ यदैन न करने वालों की सज़ा 
इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा जब किसी आदमी को देखते कि वह 
रफ़अ यदैन नहीं करता तो उसे ककरियाँ मारते । | 
PUNY RF a १७) pal ple ३५७८-०२ 3 
(तमाम प्रशंसा अल्लाह के लिए यह किताब पूरी हुई) 


